श्री राज कृष्ण जन स्मृति भाषण माला 


भारतीय धर्म एवं अहिसा 


पं० कैलाइ्षचन्द्रजी जैन शास्त्री, वाराशसी 


[बोद-दर्शन-विभाग-दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्रस्तर्गत ] 
(तिथि ३५, २६ मार्चे, १६८३) 


प्रकाशक ; 


झो रॉजकृष्ण जेन चेरिटेवल ट्ुस्ट 


झहिसा सरिदिर, १ दरियागंज, 
नई दिल्‍ल्लो-११०००२ 

फोन : २६७२०० 

मूल्य २५ रुपये 


सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


झन्‌ १६८२३ 


मुद्रक : गीता बज़िटिंग एजेंसी, द्वारा विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग 
न्यूसीलमपुर, दिलली-५३ 


श्री राजक॒ष्ण जैंने ः परिचय 


भारत तयमग प्रधान देश है। समय-समय पर ऐसे त्याग-परायण 
पुरुषों का यहां प्रादुर्भाव होता रहा है, जो अपने कार्य कलापों से 
मानव मात्र को सुख पहुंचाने का यत्न करते हैं। इसी सरणि में हम 
पाते हैं श्री राजकृष्ण जैन को । उनके पितामह श्री तुलसीराम जी ब 
पिता श्री रंगीलाल जी सोनीपत (हरियाणा में एक जिला है) के 
निवासी थे। कुछ समय बाद वे अम्बाला छावनी में व्यापार करने 
चले गये। | 

उनका जन्म ११ अक्टूबर १६०० ई० (कार्तिक कृष्ण ४) भग- 
बान सम्भवनाथ के केवल ज्ञान दिवस में अम्बाला के एक धाभिक 
परिवार में हुआ। उनका पालन पोषण उक्त परिवार में प्रचलित 
दैनिक धाभिक कार्यों के मध्य हुआ । अतः ज्यों-ज्यों वे बढ़ते गये उनमें 
क्रमशः घामिक प्रवृत्ति का भी उदय होता रहा। उनके सभी कार्य- 
कलाप धर्म भावना से अनुप्राणित होने लगे । 


उनको प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई और वहीं 
से वे मेंट्रिवलेशन की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। एवं परिस्थिति के भार 
से उन्हें व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करना पड़ा । वे सर्वप्रथम डाक 
एवं तार विभाग में एक छोटे पद पर नियुक्त हुए । तदुपरांत अम्बाला 
छावनी मिलिद्री हास्पिटल में नियुक्त हुए । एवं पूर्ण निष्ठा तथा 
तत्परता के साथ सेवा रत रहे । फलस्वरूप उन्हें शिमला स्थित सेना- 
मुख्यालय में अधीक्षक के पद पर कार्य करते का अवसर मिला। वहां 
भो उनकी काये के प्रति निष्ठा उसी प्रकार से बनी रही | 


शिमला में रहते हुए उन्हें देश की पराधीनता का स्पष्ट शान 
हुआ। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमन नीति एवं उसके दुष्परिणामों 
को पूर्णत: समझ लिया तथा ऐसा निश्चय किया कि वे अब सरकार की 
सेवा न करें। तदनुसार १६२१ ई० में उन्होंने सरकारी सेवा को 
त्याग दिया तथा असहयोग आन्दोलन में भाग लेते हुए राष्ट्र की 
स्वतंत्रता के लिए श्ञांति पूर्वक प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने 


(॥ ) 
अपने पारिवारिक दायित्व को नहीं छोड़ा । स्वतंत्र ढंग से अब उतका 
व्यापार प्रारम्भ हुआ तथा अपने मित्रों के सहयोग से उन्होंने “ग्रेफाइट 
कोल कम्पनी” की स्थापना को | 
१६३२ में दरियागंज, दिल्ली में २४ कोठियां थीं। लाला जी 

ने इस इलाके का विकास किया। इनमें से अधिकतर कोठियों को स्वयं 
खरीद कर सड़क, पानी, बिजली का प्रबंध करके रहने योग्य बनाया । 

अन्य रिहायशी मकानों के निर्माण में भी लालाजी ने अपना पूरा योग- 
दान दिया | देहली शाहदरा में भोलानाथ नगर, जवाहर नगर र, महा र्थी 
कालोनी, फ्रं डस कालोनी व माडल कालोनी आदि नई बस्तियां स्था- 
पित कीं | १६९४० में जब देहली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने नई बस्तियां बसाने 
का निशचय किया, तो उसकी जमीनों की बिक्रो करने की सबसे पहली 
एजेंसी लाला जी को ही सोंपी गई । 


सरकारी ठेकेदारी के अंतर्गत लालाजी ने देहली, गाजियाबाद, 
आगरा, डिवाई आदि में काम किया। सन्‌ १९५६ में भोपाल में 
मध्यप्रदेश विधान सभा भवन के हाल का निर्माण किया और आगे 
चलकर १६६३-६४ में नई दिल्‍ली में मध्य प्रदेश भवन भी बनाया । 


घर्मं एवं जन सेवा के प्रति धनु राग :-- 

धर्म के प्रति लालाजी का अनुराग आरम्भ से ही था। कोई 
भी धाभिक काये अकेले या केवल अपने ही लाभ के लिए नहीं करते 
थे। सन्‌ १.३१-३२ और बाद में ५३ में भी उन्होंने अनेक धर्मानुरा- 
गियों को साथ लिया, और अपने वाहन द्वारा सभी पुण्यतीर्थों को 
वंदना की । १६५४५ में केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के समय 
आप के संगी-साथियों में प्रसिद्ध विद्न डा० हीरालाल जी, यशपाल- 
जैन, तथा श्री विष्णुप्रभाकर जैसे महान्‌ साहित्यकार थे। 


लाला जी ने जैत समाज की सामाजिक, धामिक आथिक आदि 
स्थितियों को सुधारने में मूल्यवान योगद न किया। सबको सुगमता 
पूर्वक शिक्षा मिल सके, इस उद्देदय से उन्होंने कई शिक्षण सस्थाओं 
को सहयोग दिया । ओषधालय एवं सेवा गुृहों के निर्माण एवं संचालन 
द्वारा जनता की सेवा में भो उनकी तत्परता तथा धन का परार्थ सद्‌- 
उपयोग उनके जीजन के प्रमुख कार्य देखे गये । जीवन के अंतिम क्षण 


(#) 


तक बे पर दुःख निवारण में ही लगे रहे | उनके ये कार्य सदा चलते 
रहें, इसके लिए उन्होंने “राजकृष्ण जेन धर्मार्थन्यास' की स्थापना 
की । इसी प्रकार सेवा रत रहते हुए ७३ वर्ष की आयु में ४ फरवरी 
१६७३ भाह वदी अमावस्या भगवान श्रेयांसनाथ केवल ज्ञान दिवस 
पर रात्रि को १२-३० बजे के लगभग लोकलीला समाप्त की । 


योग्य पिता के योग्यपुत्र श्री प्रेम चनन्‍्द जेन, जो कि आजकल 
इस न्यास के अध्यक्ष हैं, के द्वारा सभी कार्य आज भी गतिशील हो 
रहे हैं । अन्य कार्यों के साथ-साथ अपने पिता की स्मृति में उन्होंने 
उक्त न्यास द्वारा दिल्‍ली विश्वविद्यालय में “श्री राजकृष्ण जैन स्मृति 
भाषण माला का प्रारम्भ किया है । यह काये भगवान महावीर के 
पच्चीस सौवीं जयन्ती के अवसर पर प्रारम्भ हुआ। यह व्यवस्था 
नियमित रूप से चलती रहे, इसके लिए ५०,००० रुपयों की एक निधि 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय को इस न्यास द्वारा दी गई। साथ-साथ अनेक 
मूल्यवान पुस्तकें भी दान के रूप में दी गईं। ऐसी व्यवस्था बनाई 
गई कि ५०,००० रुपयों की निधि के व्याज से प्रतिवर्ष प्राप्त ५,००० 
रुपये की राशि से किसी एक जैन विद्या में निष्णात विद्वान को भाषण 
के लिए आमन्त्रित किया जाय | यह परम्परा गत सात वर्षों से बिना 
किसी व्यवधान के चल रहो है । अब तक सात मूर्ध॑न्य विद्वानों ने अपने 
भाषणों द्वारा विद्या प्रेमी (गिज्ञासुओं को कृतार्थ किया है। इसी क्रम में 
इस भाषण माला के अन्तर्गत विह॒त्‌ बरेण्य पंडित केलाशचन्द्र शास्त्री 
के पाण्डित्य पूर्ण भाषणों के श्रवण का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ । 


दरियागंज में कोई जल-यात्रा या रथयात्रा का आयोजन नहीं 
होता था। १६४० में लालाजी ने प्रथम बार यहां जलयात्रा का आयो- 
जन कराया। इस जल-यात्रा का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत था। यह जलयात्रा 
७ नम्बर दरियागंज से प्रारम्भ होकर, अनाथाश्रम, दिल्‍ली गेट के 
जैन मंदिर, असारी रोड, जैन बाल-आश्रम (अनाथाश्रम) होती हुई 
वापस आई थो। उस समय उसका लाइसेंस लालाजी के नाम ही बना 
था। कई वर्षों तक वह उन्हीं के नाम से रहा। बाद में उन्होंने दरिया- 
गंज जैन सभा की स्थापना और यह लाइसेंस उसके नाम करा दिया । 


सन्‌ १६४२ में अनाथाश्रम, दिल्ली की प्रतिष्ठा में लालाजी का 
सक्रिय सहयोग रहा । इसी साल में उन्होंने २१ तवम्बर दरियागंज में 


(४४) 


अपनी ओर से एक सार्वजनिक फ्री होमियोपैथिक चिकित्सालय की 
स्थापना की, जो सफलता के साथ लगभग दस वर्षों तक चलता रहा। 


सन्‌ १६४४ में कलकत्ता में अ० भा० दि० जैन बिद्वत्‌ परिषद्‌ 
की स्थापना के पीछे लालाजी का सक्रिय प्रयत्न था। १६४४५ में कटनी 
में सम्पन्न जैन विद्वत्‌ परिषद्‌ की उस कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में 
लालाजी उसके कोषाध्यक्ष चुने गये और कई वर्षों तक इस पद पर 
रहे । सन्‌ १९४४ में ही बूढ़ी चंदेरी तीर्थ क्षेत्र के जीर्णोद्धार में लाला 
जी का उल्लेखनीय सहयोग रहा। इसी समय उन्होंने अम्बाला के जैन 
मंदिर की प्रतिष्ठा में अपना अमूल्य योगदान दिया। 


दिल्‍ली के निकट गाजियाबाद में वर्षा ऋतु में दाह-संस्कार में 
बड़ी कठिनाई पड़ती थी। १६४४ में लालाजी ने अपनी ओर से हिंडन 
नदी के किनारे एक शेड का निर्माण कराकर इस समस्या का समा- 
धान किया | 

आचार्य शांतिसागर जी महाराज के संघ के बाद दिल्ली और 
आस-पास के क्षेत्र में किसी दिगम्बर जैन-साधु के चरण नहीं पड़े थे । 
सन्‌ १६४८-४६ में लालाजी ने श्री गणेशप्रसाद जी वर्णी के सुदीर्ष 
विहार का आयोजन किया । इस विहार का व्यय लालाजी ने पं० 
अन्द्रमौलि जी शास्त्री को अपनी ओर से उनकी सेवा में नियुक्त करके 
पृज्य वर्णी जी के संघ का विहार बरुवासागर से सोनागिरि, ग्वालियर 
मुरार, मुरेना, राजाखेड़ा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, मेरठ, 
मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सरसावा, खतोलो, बड़ोत वगैरह होते 
हुए दिल्‍ली तक कराथा। उसके बाद तो आचार्य नेमिसागरजी, आ० 
सूर्यंसागरजी, विद्यानन्दगो महार/ज आदि त्यागियों के इस ओर आग- 
मन का क्रम चल निकला | 


आचायें नमिसागरजो महाराज के विहार के कारण दरिया- 
गंज, दिल्ली में जेन महिलाअ्म की स्थापना हुईं। मोदीनगर में जैन 
मंदिर बना और इन सब कार्यों में लालाजी का योगदान बराबर रहा। 


इसी दौरान वीर सेवा मंदिर, सरसावा से दिल्‍ली आया। लाला 
जी ने इस संस्था का मुख्य कार्यालय व पं० जुगलकिशोरजी धुख्तार, 
पं० दरबारीलालजो कोठिया आदि विद्वानों को कई वर्ष तक अपने 


(४९) 


यहाँ पर रखा । बाद में उसका अपना भवन बन गया, और वह वहाँ 
स्थानांतरित हो गया। 

सन्‌ १६९४० में शाहदरा के निकट भूगर्भे से एक जैन मूर्ति 
निकली थी। सरकार ने उसे अपने अधिकार में ले लिया था। स्थापत्य 
विभाग की सहायता से लालाजी ने उसे वापस प्राप्त करने में सफलता 
पाई और उसे शाहदरा के जैन मंदिर को.-दे दिया । 

१६५०-५१ के आस-पास सर्वप्रथम आचार्य तुलसी दिल्ली आये | 
समाज में उस समय वैमनस्य का बाजार गरम था। फलस्वरूप किस 
ने भी उन्हें ठहरने की सुविधा प्रदान नहीं की। तब लालाजो ने 
उन्हें अपने निवास स्थान पर ठहराया, उनका प्रवचन कराया और 
बाद में उनका तथा स्थानकवासी सम्प्रदाय का समक्षौता कराया | 

सर्व प्रथम श्री कान जी स्वामी सोनगढ़ (गुजरात) से १६५७ 
में दिल्ली पधारे थे। उस समय जो स्वागत-समिति गठित हुई उसके 
अध्यक्ष लालाजी ही थे । 
पूर्वजों को इच्छा का सम्मान : 

लालाजी के पिता श्री रंगीलालजो का देहावसान दिल्‍ली में 
सन्‌ १६२५ के लगभग हुआ था। उनकी अन्तिम इच्छा थी कि कहीं 
पर जैन मंदिर का निर्माण अवश्य करें। यदि ऐसी स्थिति न हो तो 
कहीं पर एक म्ति प्रतिष्ठित कराकर विराजमान करें। लालाजी ने 
पिताजी की इस शुभ इच्छा की पूर्ति के लिए एक मूर्ति सन्‌ १६४४ में 
अम्बाला प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित कराली थी । बाद में यह मूति खतौली 
(जिला मुजफ्फरनगर) के पास भैसी गाँव में कोई मंदिर न होने के 
कारण वहाँ समपित कर दी थी, और वह वह मंदिर के बनने से वहीं 
पर विराजमान हैं । 


मंदिर व धर्मशाला का निर्माण : 

१६३६ में लालाजी ने कोठी नं० १ दरियागंज, डा० व श्रीमती 
अन्सारी के उत्तराधिकारियों से ५,००,००० पांच लाख रुपये में 
खरीद ली और उसका एक भाग मंदिर और धमंशाला बनाने के लिए 
अलग कर दिया । १३ मार्च १६९५० ई० को उसी भूमि से लगती हुई 
६१ वर्ग गज भूमि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से इस जमीन के साथ संलर्न 
करने के लिए और खरीद कर ली । 


(४) 

लालाजी दिल्‍ली के लिए वर्णीजी का संघ विहार करा रहे थे । 
दरियागंज में किसी भी कुएं का जल भीठा नहीं था। अतः १६४६ के 
शुरू में उपरीक्त धूमि में, जो मन्दिर और धर्मशाला के लिए सुरक्षित 
रखो गई थी, एक नल-कूप खोदने का विश्चय किया गया तथा उस 
नलकूप का शिलान्यास पृज्य वर्णोजी के सान्निध्य में ११ सितस्वर 
१६४६ ई० तदनुसार असौज कृष्णा ४ को किया गया । इस स्थान पर 
मंदिर ओर धघममशाला के निर्माण हेतु एक भवन-मानचित्र दिल्‍ली नगर- 


पालिका को विधिवत्‌ प्रस्तुत किया गया, जो ८-६-५० को स्वीकृत 
हो गया। 


संयोग की बात है कि जिस समय दुएं का निर्माण हो रहा था 
ओर भन्दिर एवं धर्मशाला की नींव खद रही थी, उस समय भारत के 
प्रसिद्ध इतिहासकार डा० कालीदास नाग कलकत्ता से दिल्ली पधारे हुए 
थे। और लालाजी के पास ही ठहरे हुए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि 
इस मन्दिर का नाम अहिंसा मंदिर रखा जाये । उनके इस सुझाव पर 
मंदिर का नाम “अहिंसा मंदिर” रखा गया | 


उन्होंने इसी स्थान पर निजी व्यय से एक शिखरबंद मंदिर का 
निर्माण कराया, जहाँ पर ६ फुट ऊँची भगवान महावीर की पश्मासन 
मूर्ति कमल पर विराजमान है। इस मन्दिर में भगवान महावीर की 
जीवन झांकियां भी रंगीन त्रित्रों में दर्शाई गई हैं। 


मन्दिर एवं धर्मशाला का निर्माण सन्‌ १६५० ई० में शुरू हुआ 
था ओर सन्‌ १६६७ तक चलता रहा । दरियागंज में दर्शेन-पुजनाथे 
इस समय तक केवल जैन अनाथाश्रम, लाला उलफतरायजी का 
चैत्यालय अथवा दिल्ली गेट का मन्दिर उपलब्ध था। लालाजी के 
आस-पास के रहने वालों को दर्शनार्थ बहुत दूर जाना पड़ता भा। 
अत: १३ सितम्बर १६४३ को लाला छदामीलाल जी द्वारा मोदीनगर 
प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रतिष्ठित कराई हुई भगवान चन्द्रप्रभ की 
प्रतिमा श्री लाल मन्दिर से लाकर इस अहिसा मन्दिर में विराजमान 
की। इससे इधर के रहने वालों को केवल देवदर्शन, पूजन, शास्त्रश्नवण 
की ही सुविधाएँ नहीं मिलीं । बल्कि समय-समय पर आचार्य नमि- 
सागरजी, मुनि आनन्द सागरजी, क्षुल्लक मनोहर वर्णीजी, मुनि विद्या- 


नम्दजी, श्री कांजी स्वामी, बरह्मचारी रत्नचन्दजी मुखत्यार, सरदार- 


(कम) 
मलजी सिरोज, पं० राजेन्द्रकुमारजी न्यायतीर्थ मथुरा, पं० जगमोहन 
लालजी शास्त्री कटनी, पं० कैलाशचन्द्रजी वाराणसी, पं० दरबारी- 


लालजी कोठिया, पं० लालबहादुर शास्त्री, श्री ताराचन्द प्रेमी, बाबू- 
लाल जमादार आदि के प्रवचन सुनने का भी सुअवसर मिलने लगा । 


मन्दिर प्रतिष्ठा 

मन्दिर वाले भाग में १७ अप्रैल १९६६७ को भगवान महावीर 
की कमल पर आसीन ६ फ़ुटी प्रतिमा मुनि श्री विद्यानन्दजी, क्षुल्लक 
जिनेन्द्र वर्णीजी व श्री कांजी स्वामी के सान्निष्य में विराजमान की 
गई। जैन समाज के इतिहास में यह पहला अवसर था, जबकि दि० 
जैन मुनि व श्री कांजी स्वामो एक जगह एकत्रित हुए हों । 


पंचकल्याणक प्रतिष्ठा भगवान महावीर के कैवल्य प्राप्ति दिनांक 
वैशाख शु० दशमी अर्थात्‌ १६ मई १६६७ को संपूर्ण हुईं | इस प्रतिष्ठा 
के अवसर पर मुनि श्री विद्यानन्दजी, क्षुल्लक श्री पूर्ण सागरजी, 
आयशिका श्री चन्द्रमतिजी व विद्यावतीजी आदि के अतिरिक्त भारत के 
सभी जैन प्रमुख विद्वान सम्मिलित हुए। 


धर्म में श्रद्धा रखने वाले अनेक गृहस्थियो 4 तपस्वियों को 
स्मरण होगा कि सन्‌ १६९५६ में दुधई, चंदे री, बूढ़ी चंदेरी, जहानपुर, 
अहार, देवगढ़, गोलाकोट आदि धर्म स्थानों में बहुत-सी जैन मृतियाँ 
टूटी थीं लालाजी ने स्वयं आकलोजिकल डिपार्टमेंट के डिप्टी डाय- 
रेबटर श्री डी० आर० पाटिल को अपने साथ ले जाकर उन ध्वस्त 
जैन मंदिरों व मूर्तियों का निरीभ्षण करवाया और उन क्षेत्रों की 
सुब्यवस्था कराई । 


विदेशी पर्यटकों द्वारा देवदर्शन : 

सन्‌ १६५३ में जापान से बौद्ध भिक्षुओं का एक दल दिल्ली 
आया था | उन लोगों ने भी इस मंदिर के दर्शन करके अपने को धन्य 
माना । 

जो अजैन विद्वान या अधिकारी इस मन्दिर के दर्शनों को आते 
हैं उनको ट्रस्ट की ओर से भगवान महावीर की प्लास्टर आफ पेरिस 
की मूर्ति व भगवान महावीर सम्बन्धी पुस्तिका निशुल्क भेंट की 

"जाती है। 


( शत) 


पुरातन प्रागमों को रक्षा : 

दि० जैनों में घट्खण्डागम सिद्धान्त ग्रन्थ सबसे प्राचीन साहित्य 
में से है। भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट १२ अंगों से इस ग्रन्थ का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है। इसो षट्खण्डागम ग्रन्थ की धवला और कषाय- 
पाहुड की जयधवला ये दो विस्तृत टीकाएं हैं। महाबन्ध, जिसे 'महा- 
पघवला' कहा जाता है। षट्खण्डागम ही छटा खंड और सिद्धान्त ग्रंथ 
है । इनकी इलोक-संख्या डेढ़ लाख प्रमाण है । 


लालाजी के द्वारा सम्पादित जीर्णोद्धार कार्यों के लम्बे क्रम में 
इन अति प्राचीन जजेर ताड़पत्रित धवल, जयधवल और भहाधवल 
ग्रंथों का जीर्णोद्धार जैन धर्म तथा जन समाज की प्रतिष्ठा में एक 
ऐसा योगदान था जो न वे वल अद्वितीय ही था, बल्कि यह एक ऐसा 
काम था जिसके कारण लालाजी जैन समाज के लिए चिरस्मरणीय 
रहेंगे। इन पृज्य शास्त्रों की पूजा-अचेना व दर्शन करने के लिए जैन 
लोग मूडबद्री की यात्रा करते है। ये ताडपन्नीय प्राचीन ग्रग्थ लगभग 
१४०० वर्ष अपने ऊपर झेल चुके थे। सम्भवतः इसी कारण मूडबद्री 
के पुजारी-गण दर्शनाथियों को असली ग्रन्थों के स्थात पर नकली ग्रंथों 
के दशन कराते थे । 

लालाजी को ये बात खटकी, अपनी व्यवहार बुद्धि व अथक 
परिश्रम से उन्होने उन पुजारियों को इन्हीं धबलादि ग्रंथों के फोटो 
बिचवाने के लिए तैयार कर लिया। सन्‌ १६५४ में इन ग्रन्थों के फोटों 
लिए गये । जिसकी योजना के विषय में पूज्य वर्णीजी ने अपनी जीवन 
गाधा, द्वितीय भाग, के पृ० ४५४ पर निम्न प्रकार लिखा है ।-- 

“दिल्‍ली से राजक्ृष्ण भी आये | आपकने मूडबद्री में स्थित श्री 
धवल के फोटो लेने का पूर्ण विचार कर लिया है। इस कार्य में १५८०० 
रुपया व्यय होगा । आपका निश्चय है कि यह रुपया हम अपनी तरफ 
से लगा देंगे। आपका उत्साह ओर अदम्य साहस प्रशंपनीय है। संभव 
है आपकी $तिज्ञा पूर्ण हो जाये । क्योंकि आपकी भावना अति निर्मल 
है। हमारा निज का विश्वास है कि यह कार्य अबृश्य पूर्ण होगा । 
संसार में जो दृढ़ अतिजश्ञ होता है, उसके सर्व कार्य सफल होते हैं।” 

मूडबद्री से लाकर ये ग्रन्थराज भी इस ही अहिसा मंदिर में 
विराजमान किये गये, जिसका उल्लेख 'जैन सन्देश', 'जेन मित्र', 'जैन 


(४9%) 


गजट , 'वीर', जन दर्शन! व अनेकान्त आदि पत्रों में तो हुआ ही, इनके 
अतिरिक्त ११५4 १६ जून १६५४ के 'टाइम्स आफ इंडिया', 'हिन्दुस्तान 
टाइम्स” व 'हिन्दी हिन्दुस्तान” आदि पन्नों में भी हुआ । 

सन्‌ १६४७ में साम्प्रदायिक दंगों के समय “अंजूमन तरक्किए 
उर्दू! के पुस्तकालय को दंगाइयों से भारी खतरा पेदा हो गया था! 
बह लालाजी की तुरन्त बुद्धि का ही फल था कि वह पुस्तकालय साफ 
बच गया । इसके लिए स्व० मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भी 
लालाजी की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । 


लालाजी के कतिपय दान-कार्य : 

बिना किसी धामिक या सांप्रदायिक विचार के लालाजी में 
अंजुमन तरक्किए उर्दू को दिल्ली में उर्दू यवन में एक कमरा बनवाने 
के लिए ५००० का चैक भेंट किया था, जिसका उल्लेख अंजुमन के 
पत्र 'हमारी जबान' मोरखा १६ अप्रैल १६४७ में किया हुआ है । 


अर्थेला ग्राम, तहसील गाजियाबाद में, सन्‌ १६५२ में लालाजी 
ने आचाये विनोबा भावे के महान भूमि-दान-यज्ञ में अपनी ओर से 
१४६० बीघा भूमि दान दी । 


पूअर हाउस दिल्ली, अन्ध मडाविद्यालय सोसायटी फार प्री- 
वेन्शन आफ कुएल्टो टु एनिमल्स, हिन्द कुष्ट निवारण संघ, आये अना- 
थालय, डा० युद्धवोरासह होमियोपेथिक अस्पताल, भारतीय सुरक्षा 
कोष, गांधी स्मारक निधि आदि संस्थाओं में भी लालाजी ने दान 
दिया । 


कुछेक साहित्यिक रचनाएं व उपलब्धियां : 

लालाजी ने न केवल मनसा-वाचा कमंणा समाज सेवा का 
अपना महान ब्रत पूरा किया, बल्कि लेखनी से भी वह पीछे नह रहे। 
उनकी अनेकानेक रचनाएं “जैन सन्देश', “जैन मित्र', 'अनेकान्त', 
'स्टेट्समैन' आदि में प्रकाशित हुई है । 

सन्‌ १९६३ में लालाजी ने, श्रवणबेलगोल ओर दक्षिण के अन्य 
जैन तीर्य नामक एक पुस्तक लिखी। इसकी भूमिका नेशनल अर्काइब्ज 
के डिप्टी डाइरेक्टर जनरल श्री टी० एन० रामचन्द्रत ने लिखी -। 


(>) 


लालाजी ने अपने ट्रस्ट से ग्रन्थराज समयसार के भश्रतिरिक्‍्त 
अध्यात्म-तरंगिनी, युगवी र-भारती आदि ग्रन्थ ही प्रकाशित नहीं कराये, 
परन्तु जैन पुराणों का संक्षिप्तीकरण कराकर 'हरिवंशकथा', तन से 
लिपटी बेल' (प्रस्तुत लेख के लेखक का प्रसिद्ध पौराणिक उपन्यास) 
प्रकाशित किया व 'मेरी भावना', 'पंच परमेष्ठी आरती” आदि के 
रिकार्ड बतवाये । 
सर्वे धर्मे-प्रियता का साक्षी--एक मिशन : 

श्री राजकृष्णजी के जीवन का क्रमबद्ध शतशत्‌ घटनाओं में 
से कौन-कौन सी उल्लेखनीय हैं, इनका प्रथम दृष्टि में चयन करना 
सहज काम नहीं है, फिर भी लाला राजकृष्णजी के जीवन दर्शन का 
अन्तराल कितना विराट रहा है, उसका परिचायक एक दुष्टान्त यहाँ 
समीचीन मालूम पड़ता है। सन्‌ १६४७ के भारत-विभाजन की घड़ियों 
में एक नई मानवता भारत में पनप रही थी। केवल पूर्वी और पश्चिमी 
पाकिस्तान से ही लोग नहीं आ रहे थे, कुछ आदरणीय आत्माएं एक 
नया मिशन इतर देशों से भी लेकर आ रही थीं। इनमें एक कम्बोडिया 
के हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश भी थे, जिन्होंने अवकाश लेते ही 
बोद्धधर्म की दीक्षा ली और सन्‌ १६४७ में कश्मीर होते हुए भारत 
आये | आपने दिल्‍ली में महरौली के निकट खिरनी वाले बाग में एक 
स्थान भारत सरकार से अनुदान में लिया। वहीं आपने प्राकृतिक 
चिकित्सा की एक पीठ स्थापित की और बुद्ध विहार की नींव डाली । 


लालाजी का सम्पर्क इन बोद्ध-भिक्ष्‌ श्री वो० धम्मकारा के साथ 
सन्‌ १६४६ में हुआ । श्री धम्मवारा क। मिशन आपकी आंखों से ओझल 
नहीं रह सका। आपने उन्हें आथिक सहायता ही नहीं दी, अपितु 
अशोक मिशन' नामक संस्थान की स्थापना में प्रचुर सक्रिय सहयोग 
भी दिया। यह कार्य अभी तक यथाविधि चला आ रहा है ओर भिक्षु 
धम्मबारा भी अभी सेवारत हैं । 


शष्ट्रपिता की एक भ्रपुल्य निधि को प्राण-रक्षा : 

दरियागंज के नव-निर्माण के क्षणों में डा० अन्सारी की स्मृति 
धुरक्षित रखी गई है। नेताजी सुभा५ रोड के मुख्य मार्ग के पीछे और 
जमुना धारा के समानान्तर डा० अन्सारी मार्ग चला गया है। इसी 
प्रा पर नं० १ कोठो है, जहां भारत की स्वतन्त्रता के इतिहास का 


| (मं) 
निर्माण हुआ है। यहीं गांधी इविन्‌ समझौते का सूत्रपात हुआ यहाँ 
पर युग के मनीषी लोक नेता आकर ठहरा करते थे। लाला राजहइंष्ण 
जी ने इस मकान को खरीदकर पूर्णाहूप से अक्षण्ण रखा। ठीक इसी 
कोठी के पीछे गांधीजी की समाधि 'राजघाट' है। इस स्थान की महत्ता 
और स्वास्थ्य-वर्धक जल-बायु को देखते हुए भी लालाजी ने इसके 
प्रांगण में धर्मशाला, मंदिर, नरिगहोम, चिकित्सालय व शाकाहाब, 
होटल, की स्थापना की है। उनके स्वर्गंकास के बाद यह भवन भी श्री 
राजकृष्ण जेन चेरिटेबल ट्रस्ट को सामाजिक कार्यों के लिए अपित कर 
दिया। अब इसका नाम श्रीमती कृष्णादेवी राजक्रृष्ण जैन स्मृतिगुह है। 


हरिद्वार में कोई जैन मन्दिर नहीं था सन्‌ १६५४ में जब डा० 
हीरालाल जी भगवान ऋषभदेव की निर्वाणस्थलो कैलाश की यात्रा 
के लिए गये, तो सभी ने यह महसूस किया कि कैलास को जाने का 
मार्ग हरिद्वार होकर है, इसलिए हरिद्वार में एक जैन मन्दिर अवद्य 
बनना चाहिए। उनके न्यास द्वार। प्रयत्न करने पर उत्तर प्रदेश सरकाद 
से उनके न्यास को एक जमीन मिल गई जहाँ मंदिर, धर्मशाला, वाच+ 
नालय का निर्माण कार्य चल रहा है। 


इस ही प्रकार इस धर्माथे न्यास ने कुरुक्षेत्र में मन्दिर, धर्मशाला, 
ओऔषधालय आदि के बनाने के वास्ते कुरुक्षेत्र विकास मण्डल के ब्रह्म" 
सरोबर के सामने ३००० वर्ग भूमि प्राप्त कर ली, जहाँ पर निर्माण 
काये चालू है। 


लालाजी की एक पौत्री विजय जन सन्‌ १६४६ में पिलानी में 
अध्ययन कर रहो थी उस समय उन्होंने देखा कि काफी शिक्षक व 
छात्र रहते हैं। कुछ जैन धर्मावलम्बी जो अपने आपको सरावगी कहते 
हैं बह कुछ देवदर्शन आदि की सुविधा न होने पर अन्य धर्म मानने 
लगे । उन्होंने प्रयत्न किया ओर उनके धर्मार्थ न्यास ने एक प्रतिमाजी 
वहाँ पर सन्‌ ८१ में विराजमान कर दी और एक भूखण्ड वहां प्राप्त 
कर लिया है जहां पर जल्दी ही मन्दिर व धर्मशाला का निर्माण किया 
जाने वाला है। 

उनकी स्मृति में मायसौर विश्वविद्यालय में १००००) दस 
हजार रुपये की राशी से श्री राजकृष्ण जैन शिष्यवृत्ति फन्‍्ड की स्था+ 


(झा) 
पना की गई। जिसमें वहाँ जेन धर्म पढ़ते वालों को १००) मासिक 
छात्रवृत्ति दी जाती है । 
मूडविद्री (कर्नाटक) में श्रीमती कृष्णादेवी राजक्ृष्ण जेन धवलो- 
द्वार गृह बनवाकर वहां के जैन मठ को अपित कर दिया इस शृह में 
ताडपत्रीय शास्त्रीय प्राचीन ग्रन्थ श्ष॒ रत्नमयी जिनविम्ब विराजमान 


है। 

इसी प्रकार श्रवणवेलगोल में उनकी पुत्र वधु पद्मावती प्रेमचन्द 
जेन दिल्‍ली के भमांभ से भट्टारक गृह के नीचे एक वालनालय व 
सरस्वती भवन का निर्माण कराया । 


भगवान महावीर के २५सोवें निर्वाण वर्ष में इस न्यास ने भार- 
तीय जैलों, भारतीय व विदेशी विश्वविद्यालयों को जैन साहित्य के 
अनेक ग्रन्थ भेंट किये। 


विहार में सराक जाति वालों के लिए जलकूप बनवाकर उनको 
पानी की सुविधा प्रदान की। हस्तिनापुर में जम्बद्वीप में भी एक 
चैत्यालय का निर्माण कराया । 

श्रीमती कृष्णादेवी जेन लाला जी की धर्म पत्नी का स्वगंवास 
वैज्ञाख शुक्ल प्रतिपदा वीर निर्वाण सम्बत्‌ २५०७ दिनांक २४ अप्रैल 
१६७६ को अम्बूद्वीप की प्रतिष्ठा के अवसर पर हस्तिनापुर में हुआ । 
उनका दाह संस्कार वहीं किया गया। वहां पर घात्त पर भूमि पर ही 
दाह-संस्कार होता था। कोई चबूतरा आदि नहीं था। काफी जीबों 
की हिंसा होती थो । उनकी स्मृति में वहां पर तीन पक्के चबूतरे दाह- 
संस्कार के लिए बनवा दिये गये । 


इस धर्मार्थ टस्ट को इस समय उनके पुत्र श्री प्रेम चन्द्र जेन 
पोत्ष श्रो भारतभूषण जैन एडवोकेट डा० देश भूषण जैन सर्जन व भरी 
धर्मभूषण जैन चार्ट्ड एकाउस्टेंट व भ्रन्य ट्रस्टोगण सुचारु रूप से चला 


रहे हैं। 
00 


प्रस्तुति 


विहृद्वर सिद्धान्ताचार्य पं० कंलाशचन्द्रजी शास्त्री की यह पुस्तक 

भारतीय धर्म ओर अहिसा' अनेक अर्थों में एक विशिष्ट और विलक्षण 
कृति है। अहिसा, भारतीय विचार पद्धति, और विशेषकर जेन दक्षेन 
तथा जैन जीवन-चर्या का मूलभूत सिद्धान्त है। इस विषय पर अभेक 
पुस्तक लिखों गई हैं। जैनधर्म से सम्बन्धित कोई भी सम्मेलन हो, कुदेई 
भी आयोजन या संगोष्ठो हो जिसमे किसी भी वक्‍ता को धर्म या सही 
पर कुछ बोलना हो, अहिसा की खुद्री पर ही उसके विचारों का शक: 
घूमेगा। इसी बीज पर विषय का पादप पनपेगा, पह्लजित और पृख्कित 
होगा। महान आचायों ने अहिसा पर जो चिन्तन किया हैं, मत क्कका 
काय की भूमिका पर इसे प्रश्यशषित करके कर्मों के आस्रव, कली 
और निजंरा का जो व्यापक संश्षार रचा है, वह विदव के समग्र दर्शैंनं+ 
शास्त्र, मनोविशान और समाजशास्त्रीय अध्ययन में इतना अपूर् कौर 
अद्भुत है कि भारतीय प्रज्ञा इससे गोरवान्वित हुई है। बड़ी बात यह्‌ 
कि अहिसा-चिन्तन के इतने बड़े प्रसार को जीवन के साथ जोड़ने की 
कला भी जैन तोर्थकरों और आचार्यों की देन है। अहिंसा के विकाई 
और व्यवहार को गहरी छाप अन्य धर्मे-प्रवर्तकों के चित्त और जीवन 
निर्देश में प्रतिविम्बित है । ऋग्वेद के ऋषियों की ऋचाओं से लेकर 
गांधी, अरविन्द और विनोबा के वचनों प्रवचनों तक यहू परम्परा 
चली है । अहिसा-दर्शन राजनीति में सत्याग्रह के रूप में जवतरित्त 
हुआ और उसने इतिहास में चमत्कार उत्पन्न किया। अहिंसा के 
चिन्तन और प्रतिपादन में हिसा का संदर्भ स्वभावतः आता है, किन्तु 
अब तक हिसा के विद्रुप की लोमहर्षक, प्राणों को हिला देने वाली 
छवि आंखों से ओझल रखी गई है। कारंण यह कि इससे अनेक 
धामभिक सम्प्रदायों के ऋषियों और महापुरुषों की छवि घूृमिल होती 
है। 'घूमिल' शब्द तो बहुत शिष्ट है--वास्तव.में उनके द्वारा प्रति- 
पादित हिंसक विधान मुख पर कालिख पोत देता है.। 


जाए 


सिद्धांताचाय पंडित कैलाशचन्द्र जी ने अहिसा के कल्यांणकारी 
स्वरूप को तो दर्शाया ही है, उनका मुख्य विषय और ध्येय भी यद्दी 
है, किन्तु उन्होंने साहस के साथ उन बीभत्स संद्भों को ओर किबा> 
कांड तथा विधि-विधान की उन कुत्सित छवियों को उकेरा है जहां 
मनुष्य पशु 3 भी नीचे उतरकर इसी दुनियां में, इसी मातव समाज 
में नर्क को सशरोर उतार लाता है । 

पंडितजी ने जब यह व्याख्यान श्री राजकृष्ण जन चेरिटेबल 
ट्रस्ट ढ्वारा दिल्‍ली विश्वविद्यालय के अन्तगंत स्थापित श्री राजक्ृष्ण 
जैन स्मृति व्याख्यान माला में विश्वविद्यालय के मंच से विद्वानों और 
बौद्धिक वर्ग के सामने प्रस्तुत किया तो श्रोताओं में बेठे-बैठे मैं. इसना 
बेचेन हो गया कि मैंने चाहा कि कहूं--पंडित जी, इस प्रसंग को बन्द 
कर दें। मुझे डर था कि विवाद उठ खड़ा होगा और उस कमेंकाण्ड 
तथा विधिविधान को अपनी धार्मिक परम्परा का अंग मानने वाले 
विरोध करेंगे और कहेंगे कि जो बात प्रतीकों और अलंकारों में कही 
गई है, उसे पंडित जी स्थल शाब्दिक अर्थों में प्रस्तुत करके धामिक 
परंपरा की निन्‍दा कर रहे हैं। किन्तु किसी एक भी विद्वान, एक भी 
श्रीता ने चूं नहीं की । कोई करता भी कंसे क्योंकि एक-दो संदर्भ हों 
वो प्रतोक खोजने का मानसिक श्रम किया जावे, यहाँ तो हिंसा के 
कुत्सित व्यापार की एक पूरी परम्परा और कड़ी से कड़ी जोड़ने बाले 
संदर्भों की एक प्री शंखला ही सामने आ गई। क्या किया जाये । 
पंडित जी ने विषय के प्रति न्याय करने के लिए क्लिना अध्ययन 
किया है, प्रमाण जुटाने में कितना श्रम किया हैं--देख सुतकर आश्चर्य 
होता है ! रोंगटे खड़े कर देने वाले चित्रों का चितेरा किस प्रकार 
वाणी का कलाकार बनकर प्रणम्य हो जाख है, यह पंडित जीने 
अपने व्याज्यान की उन दो संध्याओं में प्रमाणित कर दिया । 


मैं समझता हूं, जब पंडित जी ते व्याख्यान का विषय निदचित 
किया--'भारतीय धर और अहिसा' तब उनके मन में विषय की 
सीमा इतनी ही रही होगी कि यह प्रतिपादित किया जाये कि आदि 
तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ के युग में अहिसो का जो स्वरूप निर्धा- 
रित हुआ उसका ऐतिहासिक परिप्रक्ष्य कया था और फिर अहिसा का 
स्वरूप वेदिक धर्म में पौराणिक युग की श्रमण संस्कृति में तथा बोड़ 


ड्रप 


धर्म में वह कया रहा । किन्तु, जब वह अपना भाषण लिखने बैठे तो 
अहिंसा के संदर्भ को आधुनिक युग के चिन्तन, समस्याओं, प्रद्दतों, 
जीवन-पद्धति और सामाजिक परिप्रक्ष्य से जोड़कर व्याख्यायित करने 
की आवश्यकता को वह दृष्टि से ओक्षल नहीं कर सके । यही कारण 
है कि अहिता पर लिखो जाने वालो पुस्तकों में यह अद्यतन ओर अद्वि- 
तोय है । 'मांसाहार और शाकाहार', औषधि-ठपचार ओर अदिसा', 
गांधीजी और अहिसा', 'विश्वशान्ति और अहिसा', 'अहिसा और 
बोरता में भेर', 'अहिसा आर शासकोय दण्ड विधान” आदि अनेक विषयों 
को मौलिक ढंग से उठाया है और अईहिसा के दृष्टिकोण को प्रतिपादित 
किया है। तात्पयं यह कि विद्वानों में पंडित कैलाशचन्द्र जो ऐसे हैं 
जिनका शास्त्रोय ज्ञान गहराई में तो विद्चिष्ट है ही, पंडित जी आधु- 
निक जोवन को समस्याओं से भो साक्षात्कार करते हैं भौर इसीलिए 
उनकी जैन दर्शन को व्याख्या आधुनिक युग के जिज्ञासुओं और 
श्रोताओं को आकर्षित करती है। 

जैनधर्म में अहिसा का स्वरूप क्या है--महात्रत और अणुब्रत 
की भूमिका तथा स्वरूप क्‍या है, हिसा के १०८ प्रकार क्‍या हैं आदि 
अनेक विषयों को सुबोध ढभ से समझाया गया है। विस्तार के शाथ- 
साथ सारसक्षेप भो देते गये हैं ताकि विवेचन हृदयगम हो जाये । जैनी 
अहिंसा के मूल सिद्धांत (पृष्ठ १४१), गाँधोजी द्वारा प्रतिपादित 
अहिसा के सिद्धान/ (पृष्ठ १५४), जेनधर्म और बौद्ध धर्म की अहिंता 
में तात्विक दृष्टिकोण का भेद (पृष्ठ ६६) आदि प्रसंग सार्थक हैं। 


पुस्तक की शैलो के विषय में दो शब्द कहना आवश्यक है। 
पंडित जी में यह कला है कि वह दुरुह से दुरुह विषय को सुलझा कर 
सामने रक्ष देते हैं। पुस्तक में स्थान-स्थान पर रोचक कथा-प्रसंग 
पाठक को प्रभुदित करते हैं। पंडित जो का अध्ययन इतना व्यापक है 
कि वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत के संदर्भ सहजता से जुड़ते चले 
जाते हैं। उत्तररामचरित का वह प्रसंग यथा स्थान जुड़ गया है जहां 
बाल्मीकि के आश्रम में मह॒थि वशिष्ठ के पधारने पर उन्तके सत्कार 
में बछिया का बध किया गया है। यहां और दो शिष्यों का बार्तालाप 
चलता है : 

हुं ।' 


श्र्प 


“अच्छा, वशिष्ठ ऋषि आये हैं ?” 

“हुं, 7! 

“मैंने तो समझा कि कोई व्यात्र या भेंडिया आया है ।*' 

“अरे क्‍या बकते हो ।” 

“उसने आते ही बेचारी कल्याणिका गौ को खा डाला ।” 

नाटक का यह अंश पंडित जी की शैली के कारण जीवित और 
सटदोकँहो गया है। 

विद्वत्ता का गुण बौद्धिकता माना जाता रहा है। पंडित कंलाश- 
चन्द्र जी ने 'इसमे रोचकता' का आयाम जोड़कर भी बौद्धिकता को 
अक्षण्ण रखा है। 

यह पुस्तक ऐसी है कि इसका अनुवाद यदि भारतीय भाषाओं 
में और विदेशी भाषाओं,में|किय। जाये तो सांस्कृतिक जगत को पंडित 
जी की, यह देन व्यापकारूप से प्रबुद्ध, प्रेरित और उपकृत करेगी। 


नई दिल्‍ली --लक्ष्मीचन्द्र जेन 
दशलक्षण पर्व, १६८३ निदेशक, भारतीय श्ानपीठ 


दो शब्द 


भारतीय विद्या वस्तुतः वेदिक, जेन तथा बोद्ध परम्पराओं 
का समग्र रूप है। इसका सम्यक्‌ अध्ययन किसी एक के अध्ययन से 
नहीं हो सकता है वरन तीनों के सम्मिलित अध्ययन एवं मूल्यांकन 
द्वारा ही भारतीय विद्या का विश्वद रूप देखा जा सकता है। भारतीय 
विद्या में विभिन्‍न कालों में जो विविध विचारों का उद्भव तथा विकास 
होता रहा है वह एक दूसरे के आलोड्न प्रत्यालोड़न अथवा विचाद 
सरणियों में उत्पन्न आरोह अवरोह के फलस्वरूप ही हुआ है। यह 
परम्परा यद्यपि अपने इस बिशद रूप में जीवित नहीं है तथापि 
भारतीय विद्या के अवगाहन क्रम में इन तीन धाराओं की चर्चा यदां 
कदा होती रही है। इस दिशा में न्‍्यूनता एक ही देखी जाती है कि 
इसका सम्यक्‌ अभिवधधेन एक स्थान में ही संतुलित रूप से नहीं हो 
रहा है। 

पर यह एक प्रसन्नता की बात है कि स्वतन्त्रता के बाद भारत 
में अपनी अन्य विधियों में संग्रह के साथ-साथ समृद्ध सांस्कृतिक तथा 
अधिविद्य निधियों के संचयन में जाग़रुक हो उठे हैं। विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग के सहयोग से कई विश्वविद्यालयों में स्नातक तथा 
स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत, पालि एवं प्राकृत विद्याओं का अध्ययन 
अध्यापन तथा चिन्तन होने लगा है । दिल्‍ली विश्वविद्यालय का पद 
निक्षेप इस दिशा में दृढ़ कहा जा सकता है। यहां संस्कृत तथा बौद्ध- 
विद्या के स्वतन्त्र विभाग कार्य रत हैं। जैन विद्या विभाग की स्थापना 
का प्रश्न भी विचाराधीन है । 

इस प्रसंग में जो अत्यन्त प्रसन्नता की बात है वह श्री राजकृष्ण 
जैन स्मृति व्याख्यान माला के आयोजन को है। स्वर्गीय श्री राज- 
कृष्ण जैन की पुण्य स्मृति में उनके योग्य पुत्र श्री प्रेमचन्द्र जैन द्वारा 
उक्त व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। तथा तत्काल जैन- 
विद्या के कुछ बिखुओं को जानने का अवसर मिल जाता है। प्रतिवर्ष 
जैन विद्या के भिन्‍त-भिन्‍न विद्वानों को आमंत्रित कर छतके भाषण 


श्र्णां 


इलाहाबाद विश्व विद्यालय में है) जैन विश्व भारती लाडनू के 
सुयोग्य निदेशक डा० नथमल टांटिया तथा मैसूर विश्वविद्यालय में 
जैन विद्या के प्राचार्य (अवकाश प्राप्त) डा० कलघातगी सरीबे विद्वान 
अपने भाषण दे चुके है। इनमें से तीन को छोड़कर शेष सब के 
भाषण प्रकाशित हो चुके हैं। आशा है कि निकट भविष्य में वे भी 
प्रकाशित हो जायेंगे । 


अहिंसा जिसे कि जैन धर्म में ही नहीं वस्तुतः समस्त भारतीय 
दश्षेन में ही अत्यन्त महत्व दिया गया है और जिसे 'परम: धर्म 
कहा गया उसको सांगोपांग विस्तृत चर्चा प्रस्तुत पुस्तक में हुयो है। 
मान्यवर पण्डित जी अपने सजीव वर्णन तथा मनोरम शैली के लिए 
भी बधायी के पात्र हैं विषय के चयन से तो उनके भाषण महत्वपूर्ण 
हैं ही । 
पुस्तक के पाठक के लिए शुभ कामना करता हुआ-- 
केव कृष्ण मित्तल 


अध्यक्ष बौद्ध विद्या विभाग दितली विश्वविद्यालय 
दिल्‍ली-११०००७ 


पुरोवाक्‌ 


यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि आदरणीय पं० कैलाशचन्द्र 
शास्त्री द्वारा श्री राजकृष्ण जैन स्मृति भाषण माला के अन्तगंत 
अहिंसा जैसे अत्यन्त महत्व पूर्ण विषय पर बौद्धाध्ययन विभाग दिल्ली 
विद्वविद्यालय में गत मार्च २५ एवं २६, १९८३ ई० को दिये गये 
भाषण “भारतीय धर्म और अहिसा--एक अध्ययन” शीर्षक से प्रस्तुत 
पुस्तकाकार रूप में छपाये जा रहे हैं । 


बोद्धाष्ययन विभाग दिल्‍ली विश्वविद्यालय का यह गौरव है 
कि पिछले लगभग €-१० वर्षों से प्रति वर्ष इसे श्री राजकृष्ण जैन 
स्मृति भाषण माला के अन्तगंत जैन धर्म दर्शन के अनेक विषयों पर 
किसी न किसी मूर्धन्य विद्वान द्वारा भाषणों का आयोजन कर बिश्व- 
विद्यालय के छात्र अध्यापक जिज्ञासुओं की ज्ञान-जिज्ञासा को शान्त 
करने का सुअवसर मिल रहा है। इस अवसर की व्यवस्था के लिए 
'श्री राजकृष्ण जैन धर्मार्थ न्यास के संचालक लाला प्रेमचन्द्र जेन 
के हम आभारी हैं। इन भाषणों को छपाने की व्यवस्था कर अनेका- 
नेक सहृदय व्यक्तियों की विद्याक्षुध्रा की तृप्ति का सुअवसर जुटा 
जिस अतिरिक्त यश को अजित करने के वे अधिकारी बनते हैं उसके 
लिए उन्हें साधुवाद देने में हमें आनन्द का अनुभव होता है । 


भाषणमाला की सरणि में पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री का 
सम्भवतः सप्तम योगदान है। इनसे पूर्व न्यायमूर्ति तुकोल (कर्नाटक 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद सुशोभित कर अवकाश प्राप्त) 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं शिक्षा जगत के माने हुए विद्वान डा० दौलत- 
सिह कोठारी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष पद को 
सुशोभित कर चुकने के पश्चात आज कल आप जवाहर लाल विश्व- 
विद्यालय के चांसलर हैं) प्राच्यविद्या के मूधंन्य अध्येता डा० बाब- 
लाल सक्सेना (आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति पद को 
सुशोभित कर अवकाश प्राप्त हैं) डा० गोविन्दचन्द्र पाण्डे (जो कि 
राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति पद को अलंकृत कर आजकल 


द्वारा जिज्ञासुजनों के विद्यानुरागों की जिज्ञासा उत्पन्न होने में प्रेरणा 
दी जाती रही है। जिससे जैन विद्या की विभिन्द दिज्ञाओं का उन्मेष 
होता है। तथा उन-उन दिशाओं में व्याप्त बहुमूल्य सामग्रियों का 
परिचय प्राप्त होता है। इसी क्रम में जैनविद्या प्राकृंत के मूर्धन्य 
विद्वान तथा ज॑त आचार के जीवितरूप पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्री 
के भाषण का आयोजन है। उन्होने भारतीय धर्म तथा अहिसा नामक 
शीर्षक पर एक सुन्दर एवं वृहत निबन्ध लिख कर वेदिक बौद्ध तथा 
जैन धर्म में उपलब्ध सामग्रियों को प्रकाश में लाया है। लेखन क्रम में 
उन्होंने श्रमण शैली का अनुसरण किया है। जिसके अनुसार सर्वप्रथम 
विविध पर्यायों से हिसा के स्वरूप का उद्घाटन कर उससे विरत होने 
की विद्याओं पर प्रकाश डाला है। साथ हो इन तोन धाभिक परम्प- 
राओं में अहिसा का क्‍या स्वरूप है इस पर पूर्ण प्रकाश डाला है। 
आधुनिक युग जो भय से अक़रान्त है वह अहिंसा के पालन से कंसे 
लाभान्वित हो सकता है ? इसका भी वहां सकेत है । 


यह निबन्ध बहुमूल्य सामग्रियों को प्रकाशित करते हुए उनके 
विचार के घरातल पर प्रतिष्ठापित कर मूल्यांकन करने की दृष्टियों 
से बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक स्वतंत्र जगत के लिए अहिंसा की 
अवधारणा एवं प्रयोग विद्या के प्रकाशक उद्बोधन रूप में निबन्ध 
अधिक से अधिक आवें यह प्रसन्नता की बात होगी । 


इस निबन्ध के लिए मैं श्री राजकृष्ण जन स्मृति व्याख्यान 
माला समिति के सदस्यों तथा पूज्य पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्री के प्रति 
कृतशञता सम्पुक्त साधवाद समर्पित करता हुं । 


महेश तिवारो 
आचार्य, बौद्ध विद्या, बौद्ध विद्या विभाग 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्लो 


8 6 -<0१ #ढड ० « 0 60 ०७ 


विषय-सूची 


वि षय 


भ० ऋषभदेव ८ 


व्ात्य ७७ 
हिरण्य गर्भ ओर ऋषभदेव 

वेदिक धर्म और अहिसा 

अग्निहोत्र 

इष्टियाग 

पशु याग है 
यज्ञों का लक्ष्य 38 
मांसाहार 

पौराणिक संस्कृति का उद्गम 

विष्णु 

महाभारत और गीता 

मांसाहारजनित हिसा 

बौद्ध धर्म और अहिंसा ०५5 
मार्साहार जन 
हिंसा किपे कहते हैं 

अहिसा और दण्ड 

जैन धर्म और अहिंसा 

भगवान पाश्वंनाथ 

जैन तीर्थंकरों का उपदेश 

हिंसा और अहिंसा 

बोद्ध ओर जैन भावना में अन्तर 

अहिसा अव्यवहार्य नहीं है 

अहिसा के भेद 

अहिसा महात्रत 

पातंजल योग दर्शन में महात्रत 

अहिसा अणुन्नत 

धर्म के नाम पर हिसा 

आहार के लिए हिसा (मांसाहार) 

क्या मांसाहार आवश्यक है डे 


१०१ 


११० 


त््ी 


मांसाहारअ नेतिक है 


. मांसाहार अस्वास्थ्यकर है 
- मांसाहार शक्ति दायक नहीं है 


शाकाहार के ग्रुण 

औषधि के लिए हिसा 
मनोविनोद के लिए हिंसा 
आरम्भी हिसा 

अहिसक उद्योग धन्धे 
अहिसा और दण्ड विधान 


. अहिसा और आत्मरक्षा 


अहिसा और वीरता * 
अहिसा और विश्व शान्ति घ 
जेनी अहिसा के मल सिद्धान्त 

अनेकान्त और अहिसा 


« स्याद्वाद 


स्याद्गाद का उपयोग 

गांधी जी और अहिसा 

अबहिसा के सिद्धान्त 

अहिसा और युद्ध 8 
अहिसा से हो मानव जाति का उद्धार 
अहिसा की शिक्षा 

गांधीजी और मांसाहार 


११२ 
११४ 
११५ 
११६ 
१२३ 
१९४ 
१२६ 
१२८ 
१३२े 
१३४ 
१३६ 
१४७ 
१४१ 
१४३ 
रैष्प 
१५० 
१५२ 
१४५४ 
१६० 
१४ 
१६६ 
१७२ 


भारतीय धर्म और श्रहिसा 
एक अ्रष्ययन 


इसमें तो दो मत हो ही नहीं सकते कि अहिसा भारत की देन 
है। भारत के महापुरुषों ने ही उसका आविष्कार करके उसे परम- 
धर्म माना और न केवल आदर्श के रूप में उसे सर्वोच्च स्थान दिया 
किन्तु व्यावहारिक जीवन का अंग बनाकर उसे इहलौकिक और 
पारलौकिक अभ्युदय का कारण बतलाया । इतना ही नहीं किन्तु 
मानव जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्ति का साधन भी उसे 
बतलाया था । यहां से अहिसा का सन्देश भारत से बाहर के भी देशों 
में पहुंचा । अत: अहिसा के विकास आदि का विवेचन करने के लिए 
भारतीय धर्मो का विहंगावलोकन करना उचित होगा । 


भारतीय धर्मों में तीन धर्म प्रधान हैं-वैदिक धमम, जैनधर्म 

और बौद्धधर्म । जेनधर्म के प्रवर्तक आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव 
थे। हिन्दू पुराण भी इस के समर्थक हैं। नाभिपुत्र ऋषभ और 
ऋषभपुत्र भरत की चर्चा प्रायः सभी हिन्दू पुराणों में आती है । 
मार्कण्डेय पु० अ० ६०, कूर्म पु० अ० ४१, अग्नि पु० अ० १०, वायु पु० 
अ० ३३, गरुड़पुराण अ० १, ब्रह्मण्ड पु० अ० १४, बाराह पु० अ० 
७४, लिग पुराण अ७० ४७, विष्णु पु० अ० १ और स्कन्द पु० वुभार- 
खण्ड अ० ३७ में ऋषभदेव का वर्णन आता है। इन सभी में ऋषभ 
को नाभि ओर मरुदेवी का पुत्र कहा है। ऋषभ से सौ पुत्र उत्पन्न 
हुए। उनमें से बड़े पुत्र भरत को राज्य देकर ऋषभ ने प्रन्नज्या ग्रहण 
की । इसी भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यथा-- 

नाभिस्त्वजनयत पुत्र मरुदेवपां महाश्युतिः । 

ऋषभं पार्थिवर्ष्ठ सर्वेक्षत्रस्य पृर्वजम्‌ ।। 

ऋषभाद भरतों जज्न बोर: पुत्रशातोप्रज: । 

सोइनिविच्यदे भः पुत्र महाप्राजाज्यमास्यितः ॥॥ 

हिसाहु दक्षिरां वर्ण तस्य मास्ना लिदु्ध घा:। 


३ 


उक्त इलोक थोड़े से शब्दभेद के साथ प्राय: उक्त सभी पुराणों 
में पाये जाते हैं। श्रीमद्भागवत में तो ऋषभावतार का पूरा वर्णन 
है, और उन्हीं के उपदेश से जैनधर्म की उत्पत्ति बतलाई है। यथा-- 

'रहहिषि तस्मिन्नेव विष्णदत्त भगवान्‌ परमषिनिः प्रसादितो 
तामे: प्रियचिकीषंया तदवरोधायने मरुदेव्यां मा द्यितुकामो 
बातरशनानाँ श्रमणानामृषोणामृध्व॑मन्धिनां शुक्न्य तनुवावततार 
“२० स्क० पु० भ्र० ३१ 

उक्त कथन में वातरशन (नग्न) श्रमणों के धर्म से स्पष्ट ही 
जैनधर्म का अभिप्राय हैं क्योंकि आगे ऋषभदेव के उपदेश से ही 
आहत धर्म, (जैनधर्म) की उत्पत्ति बतलाई है। 

भारत के राष्ट्रपति और प्रसिद्ध दाशेनिक स्व० डा« राधा- 
कृष्णन्‌ ने अपने भारतीय दर्शन के इतिहास (जि० १, पृ० १८७) में 
लिखा है--“जं न परम्परा ऋषभदेव से अपने धर्म की उत्पत्ति का 
कथन करती है।जो बहुत सी शताब्दियों पूर्व हुए है। इस बात के 
प्रमाण पाये जाते हैं कि ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में प्रथम तीर्थ द्धूर 
ऋषभदेव की पूजा होती थी । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जैनधर्म 
वर्धभान और पाइवंनाथ से भी पहले प्रचलित था। यजुबेंद में 
ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि इन तीन तीर्थंकरों के नाम 
आते हैं। भागवत पुराण भी इस बात का समर्थन करता हैँ कि 
ऋषभदेव जैनधर्म के संस्थापक थे ।” 

भागवत्कार ने ऋषभदेव जी का जो वर्णन किया है वह जैन 
मान्यता के ही अनुरूप हैँ। वह योगी थे । उनका योग कमंसंन्यास 
रूप था। ज॑नधमम में कमंसंन्यास रूप योग की ही साधना की जाती 
है। ऋषभदेव से लेकर महावीर परय्यन्त सभी तीर्थकर योगी थे । 
मौयंकाल से लेकर आज तक की सभी जेनमूत्तियां योगी के रूप में 
ही प्राप्त होती हैं । 

योग की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। वैदिक आये उससे 
परचित नहीं थे। किन्तु सिन्धु घाटी सभ्यता योग से अछती नहीं थी। 
योग शक्षास्‍्त्रों के अनुसार योग के लिए तीन वस्तुएँ आवश्यक हैं- 
आसन, मस्तक ग्रीवा और धड़ं का सोधा रहना तथा अर्धनिमीलित 
नेन्र था नासाग्रदृष्ट। जैसा कि भगवद गीता में भी कहा है-- 


डरे 


सम॑ कायशिरोग्रीवं धारयन्ताचलास्थिःर:। 
संप्रेष्य नातिकाग्र सव॑ दिशाइचानवलोकयन्‌ ॥। (५, १३) 


स्व० श्री रामप्रसाद चन्दा के अनुसार मोहेन्जोदड्टो से प्राप्त 
पत्थर की मूर्ति, जिसे मि० मैंके पुजारी की मूर्ति बतलाते थे, योगी 
की मूर्ति है। 

श्रो चन्दा ने मार्ड्न रिव्यु जून १६३२ में एक लेख प्रकाशित 
कराया था। उसमें उन्होंने भारतीय धर्मों में योग की स्थिति का 
चित्रण करके लिखा है--सिन्धुघाटी से प्राप्त मोहरों पर बेठी अवस्था 
में अंकित देवताओं की मूर्तियां ही योग की मुद्रा में नहीं हैं किन्तु खड़ी 
अवस्था में अंकित मूर्तियां भी योग की कायोत्सगं मुद्रा को बतलती हैं। 
मथुरा म्यूजियम में दूसरी शती की कायोत्सगग में स्थित एक वृषभदेव 
जिनकी मूर्ति है, इस मूर्ति की शैलों से सिन्धु से प्राप्त मोहरों पर 
अंकित खड़ी हुई देवमूर्तियों की शैलो बिलकुल मिलती हैं।****** 
ऋषभ या वृषभ का अर्थ होता है बेल और ऋषभदेव तीर्थकर का 
चिन्ह बैल है । मोहर नं० ३ से पांच तक के ऊरर अंकित देवमूतियों 
के साथ बैल भी अंकित हैँ जो ऋषभ का पूर्वरूप हो सकता है। 
शेवधर्म और जैनधर्म जैसे दार्शनिक धर्मों के प्रारम्भ को पीछे ठेलकर 
ताम्रयुगीन काल में ले जाना किन्हीं को एक अवश्य ही साहस पूर्ण 
कल्पना प्रत्तीत होगा। किन्तु जब एक व्यक्ति ऐतिहासिक और प्राग- 
ऐतिहासिक सिंधुधाटी सभ्यता के बीच में एक अगम्य झाड़ो क्षरवा 
होने की उससे भी साहसपूर्ण कल्पना करने के लिए तैयार हूँ तो यह 
अनुमान कि सिन्धु मोहरों पर अंकित बैठी हुई और खड़ी हुई देव- 
मूर्तियों की शैलो में धनिष्ट सादृश्य उस सुदूरकाल में योग के प्रसार 
को सूचित करता हैँ, एक काम-चलाऊ कल्पना के रूप में मान लेने 
के योग्य है। और आध्यात्मिक सरणि पर पहुंचे बिना योगाभ्यास 
करना संभव नहीं हैं । ह 

डा० राधाकुमुद मुखर्जी ने अपनी हिन्दू सभ्यता नामक पुस्तक 
में श्री राम प्रसाद चन्दा के उक्त मत को मान्य करते हुए लिखा 
है'**” उन्होंने छः अन्य मोहरों पर खड़ी हुई मूर्तियों की ओर भी ध्यान 
, दिलाया है। फंलक १२१ और ११८५ आकृति ७ (मार्शलक्ृति मोहे- 
न्‍्जोदड़ो) कार्योत्सगं नामक योगासन में खड़े हुए देवताओं को सूचित 


डं 


करती है। यह मुद्रा जैन योगियों की तपश्चर्या में विशेष रूप से मिलती 
है । जैसे मथुरा संग्रहालय में स्थापित तीर्थकर श्री ऋषभदेव की मूति 
में । ऋषभ का अर्थ बैल जो आदिनाथ का लक्षण है। मुहर संख्या (. 
0. मर.) फलक दो पर अंकित देवमूर्ति में एक बेल ही बना है, संभव 
हें यह ऋषभ का ही पूर्वरूप हो। यदि ऐसा हो तो शैवधर्म की तरह 
जैन धर्म का मूल भी ताम्रयुगीन सिन्धुसभ्यता तक चला जाता है । 
इससे सिन्धुसभ्यता एवं ऐतिहासिक भारतीय सभ्यता के बीच की 
खोई हुई कड़ी का भी एक उभयसाधारण सांस्कृतिक परम्परा के रूप 
में कुछ उद्धार होजाता है (हि? स० २३-२४) े 
सिन्धुधाटी सभ्यता बेदिक सभ्यता से भिन्‍न थी। दोनों में 
भेद होते हुए भी ऋग्वेदिक कालीन आर्य सिन्धु सभ्यता से परिचित 
थे ऐसा मत डा० राधाकुमुन्द मुखर्जी का है। उनका कहना हैँ कि 
ऋणगवेद की सामग्री के सम्यक, पर्यालोचन से यह ज्ञात होगा कि 
उसमें जो अनायलोगों के और उनकी सभ्यता के उदाहरण हैं वे सिन्धु 
के निवासी जनों पर लागू हो सकते हैं।'*' *** “अनायों अथवा 
भारतीय आदिम निवासियों के बारे में ऋग्वेद में भी बहुत सी 
सामग्री है। आर्येतरों को उससे दास, दस्यु या असुर कहा है । इसमें 
अनाये सभ्यताओं की कुछ सार्थक विशेषताओं का उल्लेख है जो सिन्धु 
सभ्यता की सूचक और उसके सदुृश है। उदाहरण के लिए आययेतर 
लोगों को, अपरिचित भाषा में बोलने वाला (मृद्धवाक), वेदिक कर्मों से 
रहित (अकरमंन) वैदिक देवों के न मानने वाला (अदेवयु) श्रद्धा और 
घामिक विश्वास से रहित (अन्नह्मन्‌) यज्ञों से शून्य (अयज्वन,) एवं 
ब्रतों से रहित (अन्नत) कहा गया है। वे केवल अपने नियमों का पालन 
करने वाले (अपब्नत) थे। इन नकारात्मक संकेतों के अतिरिक्त एक 
निरचयात्मक सूचना अनायों के बिषय में यह भी दी गई है कि वे 
लिगपूजक थे (शिइनदेवा: ७-२ १-५ (हि० स० पृ० १३२-३३) 
ऋणगवेद के दो सुकतों में शिश्ददेवा : पद आया है। उसमें से 
प्रथम में (७-२१-५) इन्द्रदेव से प्रार्थना की गई है कि शिश्नदेव हमारे 
यज्ञ में विध्त व डालें । दूसरे में (१०-६ ६-१) इन्द्र के सम्बन्ध में कहा 
गया है कि उसने शिश्नदेवों को चालाकी से मारकर शततद्वारों वाले दुर्ग 


॥ पर कब्जा कर लिया। इससे स्पष्ट है कि शिशनदेव वेदिक ' 
नहीं ये । 


रे 


प्रायः सभी ते शिश्नदेव का अथ शिवन को देवता माननेवाले 
अर्थात्‌ लिगपूजक किया है। किन्तु इसका एक दूसरा अर्थ भी होता 
है-शिइनयुत देवता को मानने वाले। अर्थात्‌ जो नंगे देवताओं को पूजते 
थे। सिन्धुधाटी से प्राप्त मृतियों को देखते हुए यही अर्थ ठोक प्रमाणित 
होता है क्योंकि मोहेन्जोदड़ो से प्राप्त योगो को मूर्ति तो नग्न है ही, 
किन्तु जिसे शिवजी की मूर्ति माना जाता है उसमें भी लिंग अंकित 
है। इस पर से यह अनुमान किया गया हैं कि मोहन्जोदड़ो के , निवा- 
सियों में लिग सहित शिव को पूजने की प्रथा थी । 

मोहेन्जोदड़ो को तरह हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियां भी नग्न हैं 
जिसमें एक शिव की मूर्ति मानी गई है और दूसरो को भारत सरकार 
के पुरातत्व विभाग के तत्कालीन संयुक्त निदेशक श्रो टो० एन» 
राम-चन्द्रन ऋषभ तीथंकर की मूर्ति मानते हैं। उन्होंने भी अपने 
एक लेख में शिवनदेवा: का अर्थ नंगे देवता किया हैं । इस तरह 
सिन्धु सभ्यता से प्राप्त नग्न मूर्तियों के प्रकाश में ऋग्वेद के शिदन- 
देवा: का अर्थ शिश्नयुत देव अर्थात्‌ नग्नदेव कहना उचित प्रतीत " 
होता है। जो उसके उपासक थे वे भी उससे लिए जा सकते हैं। 
यह अर्थ लिगपूजकों में और लिगयूत नग्नदेवों के पूजकों में समान 
रूप से घटित होता है । 

यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि अपने चिन्ह लिंग 
पूजा को लिए हुए शिव निश्चय ही अन-आय॑ देवता है वाद में आयों 
केद्वारा उन्हें अपने देवताओं में सम्मिलित कर लिया गया। किन्तु 
लिंग पूजा का प्रचलन, आर्यों में बहुत काल के परचात्‌ हुआ है क्योंकि 
भाष्यकार पतन्जलि ने अपने भाष्य में पूजा के लिए शिव की वय 
प्रतिकृति का निर्देश किया है शिव लिंग का नहीं। तथा चीनी 
यात्री हयूनत्साँग के यात्रा विवरण में शिव की मूर्ति का तो वर्णन है 
किन्तु लिंग पूजा का वर्णन नहीं मिलता । डा० भन्‍्डारकर ने लिखा 
है कि (जध्या& 7730/5283) के समय में भो लिंगपूजा अज्ञात थी 
ऐसा लगता है, क्योंकि उसके सिक्के के दूसरी ओर शिव की मानव- 
मूर्ति अंकित है। जिसके हाथ में त्रिशूल है तथा बैल का चिन्ह बना 
है (शौ० बै० पृ०-१ ६४) 

उक्त कथनों के प्रकाश में हमारा ध्यान ऋषभ और शिव की 
ओर जाता है। मोहेन्जोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त नग्न थोगी की 


६ 


मूर्ति जिसे श्रो रामप्रसाद चल्दा ओर डा० रामचन्द्रन, ऋषभ की मति 
होने की संभावना व्यक्त करते हैं, तथा छ्िव की मूर्ति का पाया 
जाना और उस पर डा» राधाकुमुद मुखर्जी का यह लिखनां कि यदि 
उक्त मूर्तियां ऋषभ का ही पूर्वरूप है तो शैव धर्म की तरह जैनघर्मका 
मूल भी ताम्रयुगीन सभ्यता तक जाता है, और इससे सिन्धृसभ्यता 
एवं ऐतिहासिक भारतीय सभ्यता के बीच को खोई हुई कड़ीका भी 
एक उभय साधारण सांस्कृतिक परम्परा के रूप में कुछ उद्धार हो 
जाता है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उभय शब्द से ऋषभ और 
शिव को लेने पर दोनों के मध्य एक साधारण सांस्कृतिक परम्परा का 
रूप सामने आता है, क्योंकि दोनों के कुछ बाह्य रूपों में, अधिक 
समानता है| ऋषभ देव का चिन्ह बेल है जो मोहेन्जोदड़ो से प्राप्त 
सील नं० ३ से ५ तक पर अंकित है तथा कार्योत्सर्ग मुद्रा में अंकित 
आक्ृतियों के साथ भी अंकित है। उधर शिव का भी वाहन बैल है। 
इधर ऋषभदेव का निर्वाण कंलाश पर्वत से माना जाता है, उधर 
* शिव भी कंलाशवासी माने जाते हैं । 

इस पर से यह कल्पना होती है कि दोनों का मूल एक तो नहीं 
है अथवा एक ही मूल पुरुष को दो परम्पराओं ने अपने-अपने रूप में 
स्वीकार तो नहीं किया | 

डॉ. भण्डारकर शिव के साथ उमा के योग को उत्तरकालीन 
बतलाते हैं, उमा का नाम केन उपनिषद में आया है और उसे हैमवती- 
हिमवतू की पुत्री बतलाया है किन्तु शिव या रुद्र की पत्नी नहीं बत- 
लाया है । 

इस विषय पर विशेष प्रकाश डालने के लिए वेदों की ओर 
आना होगा ऋग्वेद में (२-३३-१५) रुद्रसूकत में एक ऋचा है--- 

एवं वश्चो वृषभ चेकितान यथा देव न हुरीषे न हंसी । 

हे वृषभ ऐसी कृपा करो कि हम कभी नष्ट न हों । 

आगे चलकर वैदिक देवता रुद्र ने शिव का रूप ले लिया और 
वे पशुपति कहलाये । किन्तु तांडय और शतपथ ब्राह्मण में ऋषभ को 
पशुपति कहा है। यथा-- 

ऋषभो वा पशूनामधिपति (त्त७ ब्रा० १४-२-४) 

ऋषभो वा पछूनां प्रजापति: (शत० ब्रा० ५, २-४-१७) 


७ 
पशु शब्द का अर्थ शत० ब्रा० ६-२-१-२) में इस प्रकार किया 


(पारित) एलान पत्च पशुनपद्यत्‌ | पुराथमश्य ग!सविमजम्‌ । यद- 
पदश्यत्तस्मादैते पशव:॥ 
अर्थात्‌ अग्नि ने (प्रजापति ने) पुरुष, अद्व, गौ, भेड़, बकरी 
को देखा । क्योंकि इनको देखा, इसलिये ये पश्॒ कहलाये । 
संस्कृत में देखना अर्थ वाली दुश धातु के स्थान में 'पद्य', 
आदेश होता है | ब्राह्माण ग्रन्धों में पशु शब्द के अर्थ इस प्रकार पाये 
जाते हैं-- 
श्री वे पशव: (ता० भ्रा० १३-२-३) 
पशवो यश: (शत० ब्रा० १, ८-१-३८) 
शान्ति: पशवः (ता० ४-५-१८) 
पदवो वे राय: (झत० ब्रा० ३, ३-१-८) 
आत्मा वे पशु: (कौत्स्यब्रा० १२-७) 
गर्थात्‌ श्री, यश, शान्ति, धन, आत्मा आदि अनेक अथों में पशु 
शब्द का व्यवहार वेदिक साहित्य में हुआ है। अतः पशुपति का अर्थ 
हुआ--पूजा, श्री, यश, धन आत्मा आदि का स्वामी । और ऋषभ 
पशुपति है। इसी तरह महाभारत, अनुशासन पव॑ में महादेव के नामों 
में शिव के साथ ऋषभ नाम भी गिनाया है। यथा-- 
ऋषभत्वं पवित्राणां योगिनां निष्कलः शिव: (अ० १४, इलो० १८) 


ब्रात्य 


वैदिक वाहुमय की एक कठिन पहेली ब्रात्य भी है। ऋग्वेद के 

अनेक मंत्रों में (१-१६३-८-१६९-१४-२ आदि) ब्रात्य शब्द आया है। 

यजुर्षेद तथा तैति० ब्रा० (३, ४-५-१) में क्रात्य का नाम नरमेध की 

बलि सूची में है अर्थात्‌ नरमेध में जिन मनुष्यों का वलिदान किया 

जाता था उनमें ब्रात्य भी थे। महाभारत में (५-३५-४६) ब्रात्यों को 

महापातकियों में गिनाया है। किन्तु अथर्ववेद में ब्रात्य का वर्णन बहुत 
प्रभावक है। अथर्व के पन्द्रहवें काण्ड का पहला सुक्त है-- 
ब्ात्य, भ्रासोदी यमान एव स प्रजापति सर्मक्यत्‌ । 

अर्थात्‌ ब्रात्य ने अपने परयंटन में प्रजापति को शिक्षा और 


छः 


प्रेरणा दो । एक ब्रात्य का प्रजापति को शिक्षा देना अवश्य ही आरचये- 
जनक है अतः सायण ने इसकी व्याख्या में लिखा है-- 
'कंचिद्‌ विद्वत्तमं महाधिकारं पुण्यशील विश्वसस्सान्य॑ 
कमंपरे बाहारां विद्वि(टं ब्रात्यमनुलक्ष्य वचनमिति मन्तव्यम्‌ ।! 

अर्थात्‌ यहां किसी विद्वानों में श्रेष्ठ महाधिकारी, पृण्यशील 
विश्वपुज्य व्रात्य को लक्ष्य करके उक्त कथन किया है। जिससे कर्म- 
काण्डी ब्राह्मण विद्वेष करते थे। 

यह ब्रात्य कौन है यह आज भो अन्धकार में है। उक्त विशेषणों 
में अन्तिम विशेषण महत्वपूर्ण है। अथवंवेद के १५वें काण्ड के सम्बन्ध 
में जमेनी के डा० हावर ने लिखा है-ध्यानपूर्वंकं विवेचन के बाद 
मुझे स्पष्ट रूप से विदित हो गया है कि यह प्रबन्ध प्राचीन भारत के 
ब्राह्मणेतर आयंधमं को मारने वाले ब्रात्यों के उस बृहत्‌ वाइममय का 
कीमती अवशेष है जो प्राय: लुप्त हो चुका है (भा० अनु० १० १३) । 

अथवंबेद में मागधों का ब्रात्यों के साथ निकट सम्बन्ध बतलाया 
है । अतः ब्रात्यों को मागधवासी माना जाता है। तथा वैदिक उल्लेखों 
के अनुसार ब्रात्य न तो ब्राह्मणों के क्रिया काण्ड को मानते थे, न बेती 
ओर व्यापार करते थे। अत: न वे ब्राह्मण थे ओर न वैश्य । किन्तु 
योद्धा थे धनुष वाण रखते थे । 

मनुस्मृति (अ० १०) में लिच्छवियों को त्रात्य कहा है। सातवीं 
छठो शताब्दी ईस्वी पूर्व में विदेह के पड़ोस में लिच्छवियों का वैशाली 
गणतंत्र था। ये लिच्छवि क्षत्रिय थे और मगध के निकट बसते थे। 
अन्तिम जैन तीथंक्र भगवान महावीर की माता लिच्छवि गणतंत्र के 
प्रमुख राजा चेटक की पुत्री थी। बुद्ध ने लिच्छवियों और उनके गण- 
तंत्र की बड़ी प्रशंसा की थी। महापरिनिर्वाण सूक्‍त से ज्ञात होता है 
कि उनके अपने चेत्य और अहंत्‌ थे। उन चैत्यों और अहंँतों के अनु- 
यायो ब्रात्य कहलाते थे (भा० इ० रू० पृ० ३४८ का पाद टिप्पण) । 

थ्री काशीप्रसाद जायसवाल ने (माडनेरि 8६२६ प्र० 
में) लिखा है--लिच्छवि पाटलीपूत्र के 'अपोिट' है 
जिले में राज्य करते थे। वे ब्रात्य अर्थात्‌ अब्राह्मण क्षत्रिय कहलाते 
थे। वे गणतंत्र राज्य के स्वामी थे। उनके अपने पूजास्थान थे। उनकी 
अवेदिक पृजाविधि थी। उनके अपने घाभिक गुरू थे। वे जैनधर्म और 


है 


बौद्धधर्म के आश्रयदाता थे। उनमें महावोर का जन्म हुआ। मनु ने 
उन्हें पतित कहा है ।' हि 

अथर्व काण्ड १५ के प्रथम सूक्‍त में आदि देव को व्रात्य कहा है 
तथा तीसरे सुकत में विद्वव्नात्य एक वर्ष तक सीधा बड़ा रहता है। जैनों 
में ऋषभ देव को आदिदेव कहा जाता है क्योंकि वे प्रथम तीर्थंकर थे । 
तथा प्रव्नज्या ग्रहण करने के बाद छे मास तक वे कायोत्सर्ग मुद्रा-में 
सीधे खड़े रहे थे और छह मास तक आहार के लिए भटकते रहे थे 
क्योंकि उस समय तक साधुचर्या से लोग अनजान थे। इस तरह एक 
वर्ष तक एक तरह से उन्हें खड़ा ही रहना पड़ा था। हम नहीं कह 
सकते कि इत दोनों की एकरूपता कहां तक सम्भव है किन्तु अथर्ववेद 
का १५वां काण्ड आज भी इस दृष्टि से शोध का विषय है। 


हिरण्यगर्भे और ऋष मदेव 


ऋग्वेद मं० १०, सू० १२१ की पहलो ऋचा इस प्रकार है-- 
हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे मुतस्य जात: पतिरेक झासीत्‌ । 
स दाधार पृथ्वीं द्यामुतेभां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
इसमें कहा है कि पहले हिरण्यगर्भ हुए । वे प्राणीमात्र के एक 
स्वामी थे। उन्होंने आकाश सहित पृथ्वी को धारण किया । हम हविष 
के द्वारा किस देव की आराधना करें।' 
तैत्तिरीय संहिता में हिरण्पगर्भ का अर्थ प्रजापति किया है। 
ऋग्वेद का उक्त कथन हिरण्यगर्भ की प्राचीनता को सूचित करने के 
साथ किसी व्यक्ति विशेष का सूचक प्रतीत होता है। उधर महाभारत 
शान्तिपर्व अ० ३४६ में हिरण्यगर्भ को योग का वक्‍ता कहा है यथा-- 
हिरण्यगर्भो योगस्थ यक्‍ता नान्‍्य: पुरातनः ॥ 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ योगमार्ग के प्रवक्‍ता हैं, कोई अन्य उनसे 
पुरातन नहीं है। जैनों के श्राचीन पठमचरिउ में ऋषभदेव को हिरिण्य- 
गर्भ कहा है क्योंकि उनके गर्भ में आने पर हिरण्य की वृष्टि हुई थी । 
यथा -- 
गव्मयटद्रियस्स जस्स उ हिरण्यबुट्टी सकचरा पडिया । 
तेश हिरण्णगब्भोजयमस्सि उवगिज्जए उसभो ॥॥ 
(पठम७ ३-६८) 


१७० 


अर्थात्‌ जिसके गर्भ में स्थित होने पर सुवर्ण की वृष्टि हुई इससे 
ऋषभ जगत में हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। 

ऋषभदेव योगी थे, यह श्रोमद्‌ भागवत के कथन से स्पष्ट है । 
अतः ब्रात्य की तरह हिरण्यगर्भ की भी स्थिति चिन्त्य है । यहां इतना 
स्पष्ट कर देना उचित होगा कि योग के साथ अहिंसा का गहरा सम्बन्ध 
हैं। सच्चा पूर्ण योगी ही सच्चा पूर्ण अहिसक हो सकता है। यह बात 
पातञजल योगदर्शन से भी पुष्ट होतती है क्योंकि वही एक ऐसा बेदिक 
दर्शन है जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चर्थ और अपरिग्रह रूप 
यमों का वर्णन मिलता है। चूंकि सभी जैन तीर्थंकर योगी थे इसी से 
उन्होंने अहिसा को परमधर्म कहा और उनमें सर्वप्रथम ऋषभदेव थे 
जो श्रमण परम्परा के आधद्य प्रवर्तक थे । 

डा०« आर० जी० भंडारकर ने लिखा है--'प्राचीनकाल से हो 
भारतोय समाज में ऐसे व्यवित वर्तमान थे जो श्रमण कहे जाते थे । वे 
ध्यान में मर्त रहते थे और कभी-कभी मुक्ति का उपदेश देते थे जो 
प्रचलित धर्म के अनुरूप नहीं होता था ।” (ब० वा० मी० जि० १, 
पृ० १० ) अस्तु । 

डा० विन्टरनिट्स ने अपने भारतीय साहित्य के इतिहास में 
लिखा है--'अपनी प्राचीनता के कारण वेद भारतीय साहित्य में सर्वो- 
परि स्थित है। जो वैदिक साहित्य से परिचित नहीं है वह भारतीयों के 
आध्यात्मिक जोवन को नहीं समझ सकता ।' 


अत: हम प्रथम वेदों की ओर आते हैं। 


23 


न 


वैदिक धर्म श्र श्रहिसा 


विद्वानों का कहना है कि आयंजाति की एक शाखा ने भारत- 
वर्ष में प्रवेश करके एक नई समाज की स्थापना की थी। ये आयें कब 
आये ? कहां से आये ? आदि विषयों को लेकर बहुत ऊहापोह हुआ है 
और उनके सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्वानों के विभिन्‍न मत हैं। उन सबके 
विवेचन की यहां आवश्यकता नहीं है। उस समाज का अपना साहित्य 
वेद था। और यज्ञ याग उसकी उपासना के स्तम्भ थे । उसका समस्त 
काल विभाग, समूचा ज्योतिष इन्हीं दैनिक, मासिक और वाधिक 
यज्ञों के चारों ओर गुंथा हुआ था । जब ये यज्ञ पूर्ण होते थे तो उनके 
साथ ही उनका वर्ष भी पूर्ण हो जाता था। इसी से वैदिक साहित्य 
में यज्ञ और संवत्सर एक ही अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। इसी पर से स्व० 
लोकमान्य तिलक ने यह निष्कर्ष निकाला' है कि जैसे आज कल 
पारसियों के यहां सदा अग्नि प्रज्वलित रहती है वंसे ही वेदिक 
ऋषियों के घरों में सदा परवित्र अग्नि जलती रहती थी और वे उसमें 
यज्ञ किया करते थे तथा इन यज्ञों के द्वारा ही अपनी काल गणना 
किया करते थे। उनका कहना है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में जिन अनेक यज्ञों 
की विधियों का विस्तार से वर्णन मिलता है वे बाद में प्रचलित हुए 
हों यह सम्भव है किन्तु वाधिक यज्ञ करने की परम्परा प्राचीन प्रतीत 
होती है। यज्ञ करने वाले पुरोहित के ऋत्विज नाम से भी इस पर 
प्रकाश पड़ता है। ऋतु +यज्‌ यानी ऋतु में यज्ञ करने वाला । अस्तु 
जो कुछ हो, इतना सुनिश्चित है कि वेदिक आयों की उपासना के 
स्तम्भ यज्ञ ही थे । 

वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। उसकी ऋचाएं किसी एक 
ही समय की रची हुई प्रतीत नहीं होतीं । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
कि कई शताब्दियों में उनको रचना हुई है। उनके देखते से धर्म के 
किसी विकसित रूप की सुनिश्चित रेखा सामने नहीं आयी।॥ हां, 
सोमयाग को करने के लिए आवश्यक होता, अध्यर्यू, उद्धाता और 


१. औरन' पृ० १२-१३ 


१२ 


उनके सहायक पुरोहितों के कार्य विभाग को तथा अनेक देवताओं को 
उसमें खोजा जा सकता है । पहले कुछ विद्वानों का मत था कि ऋग्वेद 
में प्राथमिक धार्मिक चेतना के दर्शन होते हैं किन्तु अब यह मत मान्य 
नहीं है। तथापि उसके देखने से यह पता अवश्य चलता है कि उस 
समय यज्ञों का वैसा जोर नहीं था जैसा ब्राह्मणकाल में हुआ और 
भावात्मक देवताओं को ऋलपता ने भी उस समय अधिक उन्नति नहीं 
की थी। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाएं सोमयाग सम्बन्धी विधिविधानों 
से परिपूर्ण हैं ओर अश्वमेध के सिवाय अन्य किसी पशुयाग का भी 
उल्लेख नहीं है। किन्तु ऋग्वेद के पुरुषसूकत को लेकर कुछ विद्वानों 
का यह मत है कि इसमें प्राचीन नरमेध प्रथा का वर्णन है, क्योंकि 
शुक्ल यजुर्वेद में यही सूक्त पुरुष मेघ के अर्थ में लिया गया है। 
उसमें शुनःशेप की कथा आती है जो इस प्रकार है-- 


इक्ष्वाकुवंशी राजा हरिदचन्द्र के सौ पत्नियां होते हुए भी पुत्र 
नहीं हुआ । उसने वरुण से प्रार्थना की कि मुझे पुत्र दो, वह पुत्र मैं 
आपको भेंट कर दूंगा। वरुण के वरदान से पुत्र हुआ । परन्तु राजा 
पुत्र को भेंट नहीं कर सका। अनेक बहाने बनाकर समय टालता रहा। 
अवस्था होने पर पृत्र बन को चला गया । देवताओं के कोप से राजा 
को उदर रोग हो गया । 


बन में पुत्र रोहित ने अजुग्ते नाम के एक ब्राह्मण को देखा। 
उसके तीन पुत्र थे। रोहित ने सोचा कि इस ब्राह्मण से एक पुत्र 
खरीदकर पिता के पास भेज दूं । मेरे बदले उसे अर्पण करने से वरुण 
देवता प्रसन्‍न होंगे । तीन पृत्रों में से बड़े को तो पिता ने नहीं दिया, 
छोटे को माता ने नहीं दिया। मझले पुत्र शुनःशेप को रोहित ने 
खरीद लिया। राजा ने शुनःशेप को लेकर यज्ञ की तैयारी की। 
किन्तु शुनः शेप का वध करने वाला कोई मनुष्य नहीं मिला । नरपश 
का वध करने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। पिता अजूगतं वहां 
हाजिर था| उसने मूल्य लेकर पुत्र को बेचा था । अत: और अधिक 
मूल्य देने पर वह खड़ग लेकर पुत्र को मारने के लिए तैयार हुआ। 
उस समय पुत्र ने देवताओं का आह्वान किया । जुदे-जुदे देवताओं के 
उद्देश्य से जुदे-जुदे ऋक्‌ मंत्र उसके मुंह से निकलने लगे। (वे ऋक्‌. 
मंत्र ऋग्वेद संहिता के पहले मंडल में पाये जाते हैं)। देवता प्रसन्‍न 


श्र 


हो गये । शुतः शेत के वन्धन टूट गये । अजुगते यह देख तुरन्त बोला 
कि बेटा शुनः शेप मेरे पास आ । 

ऋत्विजों में से एक स्वयं विश्वामित्र थे। उन्होंने शुनः शेष को 

बच्धनमुक्त करके कहा--शुनः शेप तू इस पिशाच पिता के पास मत्त 

जा । मैं तुम्हें पत्र रूप से स्वीकार करता हूं। मेरे पुत्रों में तू ही श्रेष्ठ 
गिना जायेगा । 

विश्वामित्र के अनुग्रह से उसे जहनुवंश का आधिपत्य ओर 
गाधिवंश का दैवकर्म का अधिकार प्राप्त हुआ। 

इस उप.ख्यान को बांचने से ऐसा सन्देह होता है कि उस समय 
नरयज्ञ प्रचलित था। इसो से कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि. 
यह उपाख्यान पीछे से रचा गया है। उनका कहना है यदि नरयज्ञ 
प्रचलित होता तो शुन शेप को मारने के लिए मनुष्य के मिलने में 
कठिनाई न होती और न ऋत्विज विश्वामित्र शुनः शंप के बाप पर 
इतना क्रोध करते । 

किन्तु जब हम ऋग्वेद की अपेक्षा अर्वाचीन संहिताओं और 
व्याख्याग्रन्थ ब्राह्मणों की ओर आते हैं तो हमें यज्ञ यागादिक का 
बहुत जोर शोर मालूम होता है। ऋत्विजों की संख्या भो, १६-१७ 
तक पहुंच गई है। पशुयाग और सोमयाग बहुत पेचीदा हो गये हैं। 
ऋग्वेद के देवताओं के स्थान पर यज्ञों ने आधिपत्य जम्मा लिया है। 
और बेचारे देवताओं का कुछ भी प्रभाव नहीं रहा है। फलस्वरूप 
ऋग्वेद काल के कुछ छोटे मोटे देवता या तो लुप्त हो गये या नाम- 
मात्र के देवता रह गये हैं। केवल यज्ञदेवता ही एक ऐसे हैं जिन्हें सब 
मानते हैं। यह यज्ञकर्ता की इच्छा के आगे देवताओं को भी झुका 
सकते हैं। इसके सिवाय उस समय यज्ञ की सफलता मंत्रों के शुद्ध 
उच्चारण करने पर निर्भर है क्योंकि मंत्रों को शक्ति उनके उच्चारण 
में है, अर्थ में नहीं है । 

इस तरह उत्तरकाल में याज्ञिक सम्प्रदाय का इतना जोर हुआ 
कि यजुर्वेद में यज्ञ में बलिदान किये जाने वाले प्राणियों में मनुष्य को 
भी सम्मिलित कर लिया गया । इस पुरुष मेध के सम्बन्ध में विभिन्‍न 
विद्वानों की विभिन्‍न धारणाएं हैं। उनमें से एक यह भी है कि वेदों में 
यह प्रथा भारत के आदिवासी अनायों को देन है| अस्तु । 


श्डढं 


शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि--'यज्ञ विष्णु था और वह बामन 
रूपी नर (बौना) था । बाद में धोरे-धोरे वह बढ़ता गया और उसका 
सर्वत्र प्रचार हुआ | इससे भी ऊपर लिखी बात का समर्थन होता है 
कि पहले यज्ञों का विशेष जोर नहीं था। बाद में धीरे-धीरे उनका 
'जोर बढ़ा और सादे अग्निहोत्र से पुरुपमेध तक जा पहुंचा' । 

ऋग्वेद को पृथिवी का सबसे पुराना ग्रन्थ कहा जाता है। 
पहला मंत्र है-- 

भ्रग्तिमोडे पुरोहितम्‌, यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्‌ होतारं रत्नधातवम्‌ । 

अग्नि देवों का पुरोहित है, वही देवों को बुलाकर यज्ञस्थल में 
उपस्थित करता है। वही देवों का मुख है। उसमें हव्य अर्पण करने 
से वह देवों को पहुंचता है। अग्नि में आहुति देकर ही देवों को तुष्ट 
किया जा सकता है। अतः सभी देवों की उपासना अग्नि के ह्वी द्वारा 
हो सकतो है। 

आज वेदानुयायिओं में वैदिक पूजा उठ गई है । यज्ञ यागादिक 
का चलन भो उठ गया है। अतः अग्नि का भो पुराना स्थान जाता 
रहा । किन्तु प्राचोन वैदिक आरयों में अग्नि का बड़ा महत्व था और 
यज्ञ याग .उसकी उपासना के मुख्य स्तम्भ थे। स्व० लोकमान्य बाज 
गंग।धर तिलक के मत का उल्लेख पहले किया गया है कि आये 
लोग पहले उत्तरी ध्रुव के पास रहते थे। जहां छे मास को रात्रि 
होतो है वहां चोत्रीसों घंटे अग्नि सुलगती रहना आवश्यक था। उसके 
बिना रहना कठिन था। इसी से आये लोग अग्नि के महत्व को जानते 
थे। वे उसे सदा प्रदीप्त रखते थे। ऐसा करने से शोत और प्रकाश 
की समस्या हल हो जाती थी, किन्तु काल गणना की समस्या बनी ही 
रहती थी । स्व० लोकमान्य' तिलक का कहना है कि प्राचीन ऋषि 
यज्ञ सम्बन्धी कार्यो के लिए ही अपनी काल गणना करते थे और 
विभिन्‍न यज्ञों के द्वारा ही वे अपनी कालगणना' को सुरक्षित रखते थे। 
प्रत्येक प्रातः और सन्ध्पा को, प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को तथा 

४2७ लानत पक 5 ऋऋमाजाऋधथ८्तऋनााक्त आकस आकर पाक ज आहट 5 ८ उप म ता 


कत- 








१, भा० सं० और अहिसा, १० २६ २. ओरन, पृ० १२ 

३. अम्न्याप्रेयप्रभुत्यणथ मान्यजल्लाणि भवन्ति य्थतदम्न्याधेयमारिनिहोत्र॑ दर्श 
पूर्णणासावाग्रमण मुदगयन दक्षिणायनर्यों: पशुश्चा्तुमास्थान्यृतुमुखे घड़- 
ढोता बसंते ज्योतिष्टोम इत्येवं क्षेमप्रापणम्‌ । 


१५ 


प्रत्येक ऋतु और अयन के प्रारम्भ में वे यज्ञ करते थे। जब इन यज्ञों 
को समाप्ति होती थी तब वर्ष भी पूर्ण हो जाता है। इसी से यज्ञ श्षब्द 
और संवत्सर शब्द का प्रयोग समानार्थक रूप में मिलता है। 
संहिताओं' में और ब्राह्मणों में ऐसे अनेक वाक्य हैं जिनमें संवत्सर 
और यज्ञ शब्द का पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है । 

स्व० लोक मान्य तिलक का कहना है 'उक्त कारणों से मेरा 
विश्वास है कि जैसे आजकल पारसी पुरोहितों के यहां सदा अग्नि 
प्रदीप्त रहती है वेसे ही वैदिक ऋषियों के यहाँ बराबर अग्नि जलती 
रहती थी और वे उसमें उक्त क्रम से यज्ञ करके उनके द्वारा अपनी 
कालगणना सुरक्षित रखते थे। ब्राह्मण, ग्रत्थों में जिसे अनेक प्रकार 
के यज्ञों की विधियों का वर्णन मिलता है वे बाद की उपज हो सकते 
हैं किन्तु वाधिक यंज्ञ विधान की परम्परा प्राचीन प्रतीत होती है। 
ऋत्विज शब्द की व्युत्पत्ति (ऋतु यज्‌) यह बतलाती है कि प्राचीन 
समय में ऋतु और यज्ञों के बीच में एक निश्चित सम्बन्ध था। और 
जो बात ऋतु के सम्बन्ध में है वही वर्ष के सम्बन्ध में भी जाननी 
चाहिए । अत ऋत्विज केवल यज्ञ का कर्ता ही नहीं होता था बल्कि 
काल गणक भी होता था ।***““'जब काल गणना के दूसरे साधनों का 
आविष्कार हो गया तो यज्ञ काल गणना से मुक्त हो गये और फल- 
स्वरूप यज्ञों में भी स्वतंत्रतापूरवक वृद्धि हो गई ।' । 

२व० लोकमान्य के गवेवणापूर्ण विचारों से सहमत होना धर्म 
बुद्धिवालों के लिए तो कठिन ही है। याज्ञिक पंडित तो यज्ञ का एक 
ही अर्थ करते हैं कि देवता के लिए किसी भी द्रव्य के त्याग करने का 
नाम यज्ञ है। इसमें तीन शब्द आते हैं--देवता, द्रव्य और त्याग। 
वेदों में इन्द्र, अग्नि, सोम, विष्णु, रुद्र वगैरह अनेक देवताओं के नाम 
आते हैं। इन सभी देवताओं के लिए किसी न किसी व्रव्य का त्याग 
करना पड़ता था। त्याग करने की क्रिया का दूसरा नाम आहुति है। 
और जो द्रव्य त्यागा जाता उसे द्रव्य कहते हैं। घी, चरु, दूध, दही 
पुरोडाश, पशुमांस, सोमरस आदि द्रव्य 'हवि' रूप से लिये जाते । जिस 


१. यज्ञों वे प्रजापति:, संवत्सर-प्रजापतिः तैंति० सं० 
२. संबत्सरः प्रजापति: । प्रजापतियंत्: । एतरे० 


१६ 


ग्रहस्थ के हित के लिए यज्ञ किया जाता उसे यजमान कहते हैं और जो 
यज्ञ कराता उसे ऋत्विज या याजक कहते हैं । 


यज्ञ का प्रत्येक कार्य मंत्रोच्चारण पूर्वक होता। प्रत्येक कार्य के 
लिए मंत्र निश्चित थे । मंत्र तीन प्रकार के थे--ऋक्‌, यजु और साम । 
कोई ऋत्विक, ऋकमंत्र बोलता, कोई यजुमंत्र बोलता और कोई साम 
मंत्र गाता । बड़े-बड़े यज्ञों में इन तीन प्रकार के ऋत्विकों की आव- 
इयकता होती । ऋग्वेदी मुख्य याजक 'होता' कहा जाता क्योंकि वह 
ऋतकमंत्रों का उच्चारण करके यज्ञस्थल में देवताओं का आह्वान 
करता। जो अग्नि में आहुति देता वह अध्वर्यू कहा जाता, उसे ही 
यज्ञ के लिए 'हव्य' तैयार करना पड़ता । इन सब ऋत/्विकों की देख- 
भाल के लिए उनकी भूल सुधार करने के लिए एक मुख्य ऋत्विक होता 
उसे ब्रह्म कहा जाता। क्‍योंकि उस समय वेदवाक्य का दूसरा नाम 
ब्रह्म था। और जिनमें ब्रह्म वाक्यों का तात्पय॑ बताया गया था वे 
ब्राह्मण कहलाते थे । 


उपनयन, विवाह आदि कार्यों में जो हवन किया जाता है 3से 
वेदिक क्रियाकाण्ड में ग्रह्मऊर्म अथवा समर कर्म कहते हैं। इनके सिवा 
एक दूसरी जाति का भी वेदिक कर्म था, उसे श्रोतकर्म कहते थे । 
अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, अश्वमेध, राजसूघ वगेरह यज्ञ श्रौत यज्ञ कहे 
जाते हैं । 

अग्निहोत्र 

विवाह होने के पश्चात्‌ गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ . लपने घर 
में श्नोत अग्ति की स्थापना करता था! अग्नि स्थापन की क्रिया को 
अम्याधान कहते थे। अग्नि तोन प्रकार की होती थी-गाहंपत्य, 
आहवनीय और दक्षिणाग्नि। गाहंपत्य अग्नि ग्रहपति के प्रतिनिधि 
स्वरूप गिनो जातो। आहवतीय अग्नि देवताओं की अग्नि होती, उसमें 
देवता को अपंण करने के लिए सभी द्र॒व्यों को आहुति दी जाती। 
दक्षिणाग्नि में पितरों को अपित द्रव्य का होम किया जाता । 


अम्न्याधान के परचात्‌ ग्रहस्थ को आहवनीय अग्नि में प्रतिदिन 
अस्निहोत्र करना पड़ता । प्रात काल में सूर्य को और सन्ध्याकाल में 
अर्नि को आहुति दी जाती। सूर्य और अग्नि दोनों ज्योतिस्वरूप हैं। 


१७ 


इन दोनों को आहुति देने से सभी देवता तुप्त हो जाते, क्योंकि सभी 
देवता ज्याति स्वरूप गिने जाते थे । 

प्राचीनकाल में अग्नि का गह महत्व केवल वेद पंथ्री समाज 
में ही नहीं था | किन्ु दूसरे देशों और समाजों में भी था। ग्रीक 
और रोमनों में भी, जो कभी वंदिक आयों के जाति भाई थें, अग्नि 
पूजा प्रथलित थी । प्रत्येक ग्रोक ग्रहस्थ के घर में अग्ति शाला होती 
थी और अग्नि की पूजा की जाती थी । जब ग्रोक लोग अपना देश 
छोड़ कर दूसरे देशों में जाते थे तो अपनी अग्नि को अपने साथ ले 
जाते थे । इसी तरह प्राचोन ईरानी भी अग्निपू जक थे । जिनके वंशज 
पारसी आज भी अग्नि को पूजते हैं । 

इस अग्लिपूजा के मल को खोज करने वाले विद्वानों का 
कहना है कि यह क्रिया मनुष्य को प्राचीन स्थिति की सूचक है जद 
दियासलाई से वन्हि जलाने को सहुलियत नहीं थी ओर सदा घर में 
अग्नि बनाये रखने के सिवा दूसरा चारा न था। अग्याधान और 
अग्निहोत्र का मूल इसी से मिल सकता है। जो वस्तु अग्ति पर 
पकाई जाती उसका कुछ भाग अग्नि में डालने को रोति विशेष 
अवसरों पर कहीं-कहीं अब भी बरती जाती है। यही अग्निहोन्र है। 
इस सारे अग्नि होत्र का विकास ही आगे चलकर अनेक यज्ञों के रूप 


में हुआ । 
दुष्टियाग 

.एक श्रौत यज्ञ का नाम दृष्टियाग है। जो ग्रहस्थ अपने घर में 
अग्नि की स्थापना करता था उसे प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक 
पूर्णिधा को एक दुष्टयाग करना पड़ता था। अमावस्था के दृष्टियाग 
को दर्शयाग ओर पूर्णिमा के दृष्टियाम का नाम पूर्णमास याग था । 
दोनों की क्रिया लगभग एक सी हट थी। 

पूर्णमास याग में धुख्य आहुति दो हैं। प्रथम आहुति अग्नि 
देवता के उदं श्य से दी जाती है। आहूृति में जो द्रव्य दिया जाता है, 
उसे पुरोडाश कहते हैं। यह पुरोडाश जौ अथवा चावलों को रोटी 
होतो थो। उस पर घी चुपड़ा जाता था। फिर उसकी आहुति दी 
जाती थी। मुख्य याग के पहुले भोर पीछे वहुत से छोटे मोटे याग 
और होम करने पढ़ते थे। याग और होम में अन्तर है। याग में 
ऋत्विक्‌ मंत्र पढ़कर देवताओं को बुलाता है। और मंत्रोच्चारण के बाद 


श्द 


बषट' शब्द का उच्चारण करता है। इस बषट्कार के साथ ही अध्वर्यु 
अग्नि में आहुति देता है। होम एक छोटा रूप है। उसमें ऋत्विक की 
जरूरत नहीं। अध्वय्‌ ही अग्नि के पास बैठकर स्वयं ही यजुमंत्र 
पढ़ता है और मंत्र पढ़कर 'स्वाहा' शब्द का उच्चारण करके अग्नि में 
भाहुति देता है। 

यागों का क्रम इस प्रकार हैं--१. प्रयाजयाग - यह सुख्य याग 
के पहले किया जाता है। इसमें घी की आहुति दी जाती थी । पांच 
देवताओं के नामों से पांच आहुति दी जाती है। देवताओं का नाम 
सुनकर आपको आइचयय होगा क्‍योंकि वेदानुयायो भी उनके नाम 
भूल चुके हैं वे नाम हैं-समित, तनुनपात, इड, वहि और स्वाहाकार । 
२. पांच प्रयाजों के पश्चात्‌ एक बार अग्नि के उद्देश्य से और एक 
बार सोम के उद्देश्य से घी की आहुति दी जाती है। ३. इसके बाद 
मुख्य यज्ञ शुरु होता है। पहले अग्नि के उद्देश्य से और फिर अग्नि और 
सोम के उद्देश्य से पुरोडाश की आहुति दी जाती। दोनों के बीच में 
अग्नि ओर सोम के उद्देश्य से धी की आहुति दी जाती । ४. इसके 
पीछे स्विष्ट कृत याग होता। यह स्विष्टकृत याग रुद्र देवता के 
उद्देश्य से किया जाता था। रुद्र तो अवैदिक देवता हैं पीछे से इन्हें 
भी वैदिक देवताओं में शामिल कर लिया गया है। इन्हें यज्ञ का 
भाग नहीं मिलता थ।। किन्तु इन्होंने जबरदस्ती से अपना भाग 
लिया | इसी से स्विष्टक्ृत याग प्रारम्म हुआ | ५. अनुयाज याग-- 
यह मुख्य याग के पीछे होता है।इस याग के तोन देवता हैं--वहि, 
नराशंस और अग्नि स्विष्टक्ृत, । आहुति घी की दी जाती है। 

अनुयाज याग्र के पीछे पूर्णमास यज्ञ की मुख्य क्रियाएं प्राय: 
समाप्त हो जाती हैं । 


पशुयाग 
पशुयाग भी अनेक प्रकार का होता था। उनमें से एक पद्ु- 
याग आवदयक था । उसका नाम निरूढ़ पशुबंध था। किन्हीं के मत 
से वर्ष में दो बार उत्तरायण और दक्षिणायन संक्रान्ति पर करना 
पड़ता था। यह परशुयाग अन्य सब पशुयागों का मूल रूप है अतः 
हे विवरण जान लेने से सभी पशुयागों का साधारण ज्ञान हो 
जायेगा । 


श्र 


इष्टियाग में चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है--अध्वर्य , 
होता, ब्रहता और अम्बोत | पश्चयाग में दो मनुष्य अधिक होते हैं-- 
एक अध्यय का सहायक, जिसे प्रति प्रस्थान्तर कहते हैं और दूसरा 
होता का सहायक, जिसे मेत्रावरुण कहते हैं। इन छः ऋत्विजों की 
सहायता से पश्षुयाग प्रारम्भ होता था। इष्टियाग में यश्ञ की सामग्रो 
रखने के लिए जो वेदो रहती उसमें पश्चिम में माहंपत्य और पूर्ष में 
आहवनीय अग्नि रहती। पशुयाग में इनके सिव्राय एक दूसरी बेदी 
और होती है। उसका नाम पाशुक वेदी था। पाशुक वेदों पर -पशु- 
याग के लिए आवश्यक सामान और आहुति का द्रव्य रखा जाता । 


पशु को बांधने के लिए यूप की जरूरत होती। यह यूप लकड़ी 
का एक खूंटा होता। यह खूंटा पाशुक वेदी की पूर्व दिशा में गाढ़ा 
जाता। प्रत्येक काम अध्ययु को करना पड़ता और होता प्रत्येक 
कर्म के अनुकूल मंत्र पढ़ता । इस तरह यूप्र पशुबन्धन के योग्य होता । 
पशु के दोनों सोंगों के बीच में डोरी बांधकर इप्त डोरी को यूप में 
बांधी गई रस्सी के साथ बाँध दिया जाता। इस तरह पशु के बाँधने 
के बाद उसके सिर पर घी चुपड़ा जाता। इसके बाद यज्ञ की तंयारी 
होती । मुख्य यज्ञ के पहले प्रयाज याग की जिधि शुरू होतो । इष्टि- 
याग में तो केवल पांच प्रयाज होते हैं #न्‍्तु पशुयाग में उनकी संख्या 
ग्यारह थी इन ग्यारह प्रयाज यागों में से प्रथम दस में घी की आहुत्ति 
दी जाती । किन्तु अन्तिम में पशु के पेट की नाभि के पास का जो मेद 
है, जिसे “वपा” कहा जाता, उसकी आहुति दी जाती । अतः दस 
प्रयाजों के पूरा होने पर ग्यारहवें प्रयाज से पहले पशुवध की तंयारी 
करनी पड़ती । 


जो व्यक्ति पशुवध करता उसका नाम शमिता था। पाशुक- 
वेदि के उत्तर में पशुबध का स्थान रहता | वहां पशु के धरोर को 
पकाने के लिए अग्नि प्रकट की जाती। एक ऋ त्वक, अरिति की मशाल 
जलाकर पशु के चारों ओर फिराता। इसका उद्देश्य था कि राक्षस 
पशु पर आक्रमण न करें, क्योंकि राक्षस अग्नि से डरते हैं। इसो 
समय होता पशुबध करने के लिए शमिता को बुलाता । बुलाते समय 
एक मन्त्र पढ़ता जिस्रका भाव इस प्रकार है-- 


थक 


२० 


#इस काम' में इस पश्षु की मां अनुमति दे, पिता अनुमति दे, 
सहादर, भाई अनुमति दे, इसके मित्र तथा साथी अनुमति दें । इसके 
र उत्तर दिद्ा में रहें, चक्षु सूय की ओर रहे, प्राण वायु का, जीवन 
आकाज्ष का, कान दिज्ञाओं का और शरीर पृथ्वी का आश्रय लें । 


इसका चमड़ा इस तरह से अलग करो कि इसमें कहीं कटन 
न आने पाये । नाभि को काटने से पहले उसकी चर्वी निकाल लो । 
इसकी श्वांस बाहर न निकले । इसकी छाती इस तरह से काटो कि 
यह एक पर फंलाये पक्षी की तरह मालूम हो । आगे के पैर कांटो । 
इसके कन्धे कछवे की शक्ल में काटों। पिछला भाग ऐसा काटो कि 
उसे कोई हानि न पहुंचे । जंघाओं को करवीर की पत्ती की शक्ल में 
काटो । २६ पसुलियों को अलग अलग कर लो । सब को इस तरह 
बाँट दो कि कुछ वाकी न रहे। विष्टा वर्गरह गाढ़ने के लिये एक 
ताली खोदो । खून राक्षसों के लिये फेंक दो ।****** ओ 

अन्त में कहता है--“हे वधक ! इस पशु का घात करो, घात 
करो, अपाप, अपाप, अपाप। इस कर्म में जो सुकृत हो वह हमें 
अर्पण करो । जो दुष्कृत हो वह दूसरों को अर्पण करो ।” 

मन्त्रोच्चार के बाद मशालची मशाल लेकर आ।गे चलता है। 
शमिता डोरी पकड़कर पशु को ले चलता है। उसके पीछे प्रति- 
प्रस्थाता, अध्चयुं और यंजमान चलते हैं। वध स्थान में आकर 
अध्वयु भूमि पर एक कौली दर्भ डाल देता है। और यजमान तथा 
सभी ऋत्विक, उस ओर से मुंह फेर कर बैठ जाते हैं, मानों इस 


न कम नननन मनन नमन लत न न» ५ मन >5+ ०5“ + नल -पनन> «3 ओ+ «न 5++> 25 +न+> 5 
१. “अन्वेनं माता मन्यतां । अनु पिता । अनु ज्राता सगभ्ये: अनु सखा स्व- 
यूध्य:। उदीचीना अस्य उदो निधत्तात्‌ । सूर्य चक्षुर्गंमयतात्‌। बात॑ प्राण 
मनन्‍्व वसृजतात्‌ । दिश: श्रोत्रम्‌ । अन्तरीक्षमसूं । पृथिवी शरीरं। एकधा- 
अस्य त्वचममाच्छयतात्‌ । पुरा ताभ्या अपिशसो वपामुत्‌खिदतात्‌ । अन्त- 
रेवोष्माणं वारयतात्‌ । शयेनमस्य बढ्ष्न: कृणुतात्‌ । प्रशसा बाहु। शला 
दोषणी कश्य पेवासा । अच्छिद्रे श्रोणा । कवषोरु स्त्रकपर्णामस्यानून कनु- 
तातू । ऊवध्यगोहूं पाथिवं खनतात्‌ । अस्त्रा रक्षय: ससृजतात्‌ । बनिष्ट- 
मस्य मारबिष्ट। उरूक मन्‍्यमाना: ने स्तोके तनये। रविता रबच्छमि- 
तार: । अभिगो समीध्यं सुशामि । समीष्व । शमीध्वमप्रिंग ।” 

“-तैत्ति० ब्राह्म० 


र१ 


हँत्याकर्म को वे देखना पसन्द नहीं करते । वध हो चुकने के बाद 
यजमान उसकी पत्नी और अध्वयु पानी से पशु को धो डालते । 
अध्ययु उसका पेट चोर कर वा निकाल लेवा। उसका सहायक 
प्रतिप्रस्थाता दो लकड़ियों की सहायता से उस वषा को उठाकर अगिनि 
पर तपाता । फिर उत्तर वेदी के बोच की आहवनीय अग्नि के ऊपर 
उसे पकड़े रहता । अग्नि के ताप से पिघल कर वपा अग्नि में टपकती 
अध्ययु उस पर घी डालता । विधि पूर्वक मंत्र पाठ के बाद इस बपा 
का थीड़ा भाग अग्नि में डालने के बाद प्रयाज याग पूर्ण हो जाता । 
ओर शेष भाग मुख्य याग के लिए रख लिया जाता। 

पशु याग का मुख्य देवता इन्द्र और अग्नि है। प्रयाज याग के 
बाद अध्वयु उनके उद्देश्य से पहले वषा को आहुति देता । वपा की 
आहुति के बाद पुरोडाश की आहुति और अन्त में पशु के अंगों की 
आहुति दी जाती । पूर्णमास याग में तो मुख्य आहुति पुरोडाश की दी 
जाती थी किन्तु पशुयाग की आहुति का द्रव्य पशु की वषा और मांस 
होता । किन्तु यदि पशुर्मांस के साथ में पुरोडाश की आहुति न दी 
जाये तो पशुयाग सम्पूर्ण नहीं होता । वपा की आहुति के बाद एक 
ओर अग्नि में पशु के अंग प्रत्यंग पकाये जाते दूसरी ओ€९ अध्वयुं 
पुरोडाश याग करता । 

पशु के सभी अंग आहुति योग्य नहीं माने जाते । हृदय, जीभ 
व्गेरह ग्यारह अंग मुख्य देवता की आहुति के योग्य माने जाते थे । 
पशु का खून राक्षसों को मिलता । खून को यज्ञशाला से बाहर फेंक 
दिया जाता । जो झ्मिता पशु का बध करता वही छूरी के द्वारा पशु 
के अगों को काटकर हांडी में उन्हें पकाता था। 

पुरोडाश की आहुति हो चुकने के बाद शमिता खबर देता 
कि पशु का शरोर पक गया है। तब अध्वयु मुख्य देवता इन्द्र ओर 
अग्नि के उद्देश्य से पशु के अंगों को आहुति देता। माँस पकते समय 
हांडी में चरवी का भाग ऊपर आ जाता। इस चरवों में दही और 
घो मिलाकर वनस्पति देवता के उद्देश्य से आहुति देने का रिवाज 
था। 

मुख्य याग के पीछे स्विष्टकृत याग होता । जैसा पहले लिख 
आये हैं यह याग देवता के उद्देश्य से किया जाता। पशु के कुछ अंग 
इस याग के लिए निश्चित थे । 


बेर 


इसके बाद हविशेष का भक्षण होता | ऋत्विज लोग अपना- 
अपना भाग रखा जाते । 

जिस वस्तु की आहुति दी जाती है उसके वाकी बचे भाग को 
हेविशेष कहते हैं। जब तक हविशेष का भक्षण नहीं किया जाता तब 
तक यज्ञ पूर्ण और सार्थक नहीं होता। अग्नि होत्र में आहुति से जो 
दूध बचता है उसे पी जाना होता है। पूर्ण मास याग में सम्पूर्ण 
पुरोडाश को आहुति नहीं दी जाती, थोड़ा भाग बचा लिया जाता है। 
उसे यजमान और ऋत्विज खाते हैं। इसके लिये पुरोडाश के अनेक 
विभाग किये जाते हैं। इपी तरह पशुयाग में चूंकि पशुमांस की 
आहुति दी जाती है, अत. हविशेष मांस को खाना आवश्यक होता 
है। अथवंबवेद के गोपथ ब्राह्मण में विस्तार से उन व्यक्तियों की 
तालिका दी है, जो यज्ञ में भाग लेने के उपलक्ष में मांस का भाग पाते 
हैं। हविःशेष सांस में ३६ भाग किये जाते हैं ओर उनका बँटवारा 
इस प्रकार होता है। प्रस्तो ' की जीभ के साथ दोनों जबड़े मिलते हैं, 
प्रतिहर्ता को ग्देंन ओर ककुद (बैल के कन्धे पर उठा हुआ भाग) 
मिलता है। उद्घाता को छाती का भाग मिलता है, अध्वयु को कन्धे 
के साथ दाहिनी पाइवे उपगाता को दाई ओर का पाइवं, प्रतिप्रस्थाता 
को वाया कन्धा, ब्रह्मा और रश्या की स्त्री को दाहिना नितम्ब, 


१, अथात: सवनीयस्य पशोविभागं व्याज्यास्याम:। उदवैत्यावदानानि, ह्‌नू 
सजिहं प्रस्तोतु,, कण्ठ: सकाकुद: प्रतिहर्त्‌,, श्येनं पक्ष उदगातु:, दक्षिणं 
पा्व सांसमध्वयों', सव्यमुपगातृणां, सच्योंस: प्रतिप्रस्थातु:, दक्षिणा श्रेणि 
ब्रह्मण:, अवरसक्थ ब्राह्मणाच्छांसिन:, उरू पोतु:, सव्या श्रोणिहाँतु,, अवर 
सकध॑ मेत्रावरणस्थ, उरूरच्छावाकस्स, दक्षिणा दोनेंष्टु,, सव्या श्रोणि सद- 
सस्य, सद चानूक गृहपते:, जाधनी पत्या:, तां सा ब्राह्मणेन प्रतिग्राहयति 
वनिष्टुहंदयं वृकको चाइयगुत्यानि, दक्षिणो वाहुराग्नींध्रस्थ, सब्य आघेयस्य, 
दक्षिणों पादो गृहपत्तेत्र तप्रदस्य, सव्यों पादो गृहपत्न्या ब्रतप्रदाया:, सहैवान- 
योरोष्ठस्त गृहपतिरेवानुशास्ति, मणिर्जा स्कन्धघास्तिखश्च कीकसा ग्रावस्तुत:, 
तिखश्च॑व कीकसा अद्ध॑न्वापानश्चोन्‍्नेतु,, अत उध चमसाध्व॑र्यूणां, क्लोमा: 
शमयितु:, शिर: सुब्रह्मणस्य, यश्च सत्वानाहुयते तस्य चर्म, तथा खल 
बट्त्रिशत सम्पदच्चन्ते । प्रटुनिशदवसाना गौ: बर्ट्त्रिशदक्षरा बृहती वाहंतो 
व स्वर्गों लोक:, वृहत्या वे देवा: स्वर्गलोके बजन्ते, वृहत्या स्वें लोके 
प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठति पूृजया पशुभिय एवं विभजन्ते । 


श्रे 


ब्राह्मण छंसी को“*****' पोता को उरु, होता को बांया नितस्य, मेत्रा- 
वरण को ****'“'अच्छावक को बाई टांग, नेष्ठा को दाहिवी बांह, सदस्य 
को बाई बांह गृहपति को “उसकी पत्नी को कूल्हा, जो उसे एक 
ब्राह्मण को दे देती है, वनिष्टा को हृदय, वक अग्नीध्र को दक्षिण की 
टांग और आत्रेय को बाई आगे की टांग, यज्ञकर्ता गृहपति को दो दाहिने 
पैर, उसकी पत्नी को दो वायें पेर, और दोनों को सम्मिलित ऊपर का 
ओष्ठ, ग्रावस्तुत को ग्देन की तीन हड्डियां और मणिर्जाः, गाय 
ले जाने वाले को तीन हड्डियां और आधा अपान, चमसाध्वय्‌ को 
मूत्राशय, शमयिता को'““''सुब्रह्मण को सिर, जो मनुष्यों को 
बुलौआ देता है उसे खाल। जो इस विभाग में सम्मिलित न होने का 
साहस करते हैं उनके लिये अनेक प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया 
गया है। राजसूथ, वाजपेय, अव्वमेध जेसे बड़े यज्ञों में तो पशुवध 
एक अपरिहाये अंग था, जो अवश्य करना ही पड़ता था । 

तैत्तिरीय आरण्यक में लिखा' है # अश्वमेध यज्ञ में १८० 
पालतू पशुओं का वलिदान करना चाहिए । जिनमें घोड़े, बेल, गाय, 
बकरे, हिरन, नील गाय व रह हों । ऐसे अवसरों पर बलिस्थान पर 
कुछ जंगली जानवरों को भी एकत्र करने का आदेश है। किन्तु अर्पण 
करने के बाद उन्हें बन्धनमुक्त कर देना चाहिए । 

उक्त ब्राह्मण ग्रन्थ में एक ओर अनुष्ठान का उल्लेख है 
जिसमें मरुत देव को भेंट देने के लिए बहुत से पशुओं का वलिदान 
किया जाता था। इसे 'पंच शारदीय यज्ञ' कहते थे जैसे आज कल 
दुर्गापना का आयोजन होता है वबंसे ही प्राचीनकाल में वैदिक भार्य 
इसे मानते थे | इस अनुष्ठान की मुख्य सामग्री थी ५ वर्ष की उम्र 
बाले, बिना ककुद के १७ नाटे बेल और तीन वर्ष की उम्र के १७ 
ही नादे बछड़े। बल' तो संस्कार करके छोड़ दिये जाते थे किन्तु 
बछड़े प्रतिदिन तीन के हिसाब से वलिदान किये जाते थे इस तरह 
यह उत्सब पांच दिन तक चलता था। अन्तिम दिन शेष॑ दो वछड़ों 
का भी वलिदान कर द्विया जाता था। वेदिक परम्परा के अनुसार 
इस यज्ञ का प्रारम्भ प्रजापति ने किया था। एक बार उसने धनी 


१. अशीत्यधिकशतसंख्याका: । पशव आलब्धव्या: | --तै० ब्रा० 
२. वत्सतरोरेबालभरेन्‌ उच्णों विसृजेयु:। 


२४ 


और “स्वतन्त्र होने की इच्छा की। उसने 'पंच शारदीय' यज्ञ किया 
और वह धनवान तथा स्वतन्त्र हो गया। वेद में लिखा है कि जो 
कोई बड़ा होना चाहे उसे यह यज्ञ करना चाहिए । 


आदशवलायन सूत्र में ऐसे अनेक यज्ञों का उल्लेख है। जिनमें 
पश्ुवध ही नहीं, किन्तु गो वध होत। था । उनमें से गरह्मसूत्र में वरणित 
एक यज्ञ खास तोर से उल्लेखनीय है--इसको 'सूल गौ' कहते हैं। यह 
शरद बसन्‍्त में किया जाता था। इसके लिए ऐसी गाय बाहिए जो 
पीले रंग की न हो, जिस पर सफेद धब्बे हों, जो सर्वोत्तम हो, काले 
धब्बे भी हो सकते हैं, किन्तु जो भद्दी दिखाई न देती हो, बिल्कुल 
काली या नीली भी हो सकती है जिस पर लाल धब्बे हों, जेसे ही ऐसी 
गौ मिल जाती थी उसे ऐसे पानी से नहलाया जाता था जिसमें जौ 
ओर धान पड़े होते थे । उसे वैदिक मंत्र बोलकर महादेव रुद्र को भेंट 
कर दिया जाता था। " 


उसके बलिदान के लिए ऐसा स्थान पसन्द किया जाता था जो 
गाँव से बाहर, पूरव या उत्तर दिशा में हो, जहाँ से गाँव दिखाई न 
देता हो ओर न गाँव से वह जगह दिखाई देती हो । बलिदान का 
समय मध्यरात्रि था। कुछ के मतानुसार प्रात:ःकाल था। 


«आवश्यक प्रबन्ध हो जाने के बाद ब्राह्मण पुजारी मंत्रोच्चारण 
करता था। दो रस्सी होती थीं। एक रस्सी वध स्थान के चारों ओर 
बांध दी जाती थी और दूसरी रस्सी गो के दाहिने सींग में बांध दी 
जाती थी | उसके बाद पद्धति के अनुसार गौ का वध कर दिया जाता 
था। उधर अग्नि पर भेंट पकतो रहती थी । पूंछ, खाल, स्नायु और 
खुर तो अग्नि में फेंक दिये जाते थे, ओर खुर खून, जो एक बरतन में 
इकट्ठा कर लिया जाता था, कुशों पर फेंक दिया जाता था। सूत्र- 
कार का कहना है कि बलिदान के मांस को न तो गाँव में ही ले जाना 
चाहिए ओर न तो बच्चों को ही वहाँ जाने देना चाहिए। स्वस्त्ययन 
के बाद इसको प्रसाद रूप से खा लेना चाहिए। कुंछ' का मत है कि 
नहीं खाना चाहिये।' और भी ऐसे अनेक यज्ञों का विंधान है 
जिनमें गो मांस का उपयोग किया जाता था.) “अतिरात्र' यज्ञ 


राणा ाआआइसक नललल लल लत ल लत ल_लललु 3 बल बकली अल लक 
१. अस्थ पश्ो; हतप्रेष न प्राश्नीयात्‌ । अन्यत्र इच्छात: प्राश्वीवात वा । 


श्भ्‌ 


कात्यायन' ते मरुत देव के लिये एक बाँस गौ का और प्रजापति के लिये 
काले रंग के घब्मेदार, बिना बधिया किये हुए १७ बेलों का बलिदान 
करना बतलाया है। - 
कविवर श्री हष का नैषध काव्य एक अत्यन्त सुन्दर कृति है। 
उसके १७ वें सगे में कलि के निषध देश जाने का वर्णन करते हुए 
निषध देश का वर्णन किया है। वह वर्णन यक्षकालीन समय की दक्षा 
का जीवित चित्र है अतः उसके आवश्यक भाग का भाव यहाँ दिया 
जाता है उससे, यज्ञकालीन समाज का सजीव चित्र सामने आ जाता है। 
कलिकाल बहुत समय के पश्चात्‌ राजा नल की राजधानी के 
निकट पहुंचे । किन्तु उनके लिये नगरी में प्रवेश करना कठिन हो 
गया । क्योंकि वेद ध्वनि करते हुए श्रोत्रियों के शब्द उसके कानों में 
पड़ी होम के घी की गन्ध से उसकी नाक रुद्ध हो गयी, यज्ञ का धूम 
उसकी दोनों आंखों में भर गया और आँखें खोलना कठिन हो गया। 
अतिथियों के पद-जल से पिच्छलित हुए घरों के आंगनों में उसके पैर 
रखना कठिन था। यज्ञ की अग्नि की महती उष्मा से बेचारे की ऐसी 
दशा हुई मानों कुम्हार के आवा में जा पड़ा है। नगर में जगह-जगह 
यज्ञ के पशुओं को बांधने के लिये गड़े हुए यूप उसे ऐसे लगे मानों 
तीक्षण कीले गड़े हुए हैं। कलि ने अपनी प्रिया हिंसा को वहाँ बहुत 
खोजा किन्तु उसे वह मूर्खों के मुख में भी दृष्टिगोचर नहीं हुई । 
गोमेध यज्ञ में बलिदान के लिये तत्पर गो को देखकर कलि उसकी 
ओर दोड़ा, किन्तु वह हिसा तो धाभिक थी अतः वहाँ भी उसकी दाल 
नहीं ग्ली। आगे उसने 'पुरोडाश" को रखा देखा उसे देखकर वह 
बहुत घबराया । क्योंकि उसके आगे का भाग सूर्य के फण के आकार 
था। आगे ब्राह्मणों को मदिरा पान करते हुए देखकर कलि बहुत 
प्रसन्‍न हुआ । किन्तु जब उसने देखा कि वे ब्राह्मण सोत्रामणि यज्ञ कर 
रहे हैं (इस यज्ञ में मदिरा पान विधेय है) तो वह सिर धुनने लगा। 
एक जगह उसने ब्राह्ममण का वध करने वाले मनुष्य को देखा उसे 
देखकर वह बहुत सन्तुष्ट हुआ । किन्तु जब उसने देखा कि यह ब्रह्म 
घातक सर्वमेघ नाम का यज्ञ कर रहा है तो उसे ज्वर-ता चढ़ आया, 


१. टीकाकार ने 'पुरोडाश' का अर्थ पशु शरीर का भाग किया है। अतः पुरो- 
डाश केवल अन्न का हो नहों होता था ऐसा प्रतीत होता है । 





२६ 


क्योंकि सर्वेभेध' में प्रत्येक जाति के एक-एक प्राणि की हिसा करने का 
विधान है । तब कलि ने अपने मित्र जन और बौद्ध साधुओं की खोज की 
क्योंकि वे वेदिक हिंसा के भी विरोधी हैं, किन्तु उसे जिन (बौद्ध) के 
बदले में तो अजिन-कृष्णममृग का चर्म दिखाई द्विया और क्षपणक 
(जैन साधु) के स्थान में अक्षपण'-जुआ खेलने के पांसे दिखाई दिये। 
एक स्थान पर कलि ने एक कामुक को सजातोय, विजातीय, गम्या, 
अगम्या, सभी प्रकार की स्त्रियों को भोगते हुए देखा, उसे देखकर सन्‍्तोष 
हुआ कि यहाँ मेरो दाल गलेगी। किन्तु उसे वाम“देव मुनि के द्वारा 
हृष्ट ब्रह्म विद्या का उपासक जानकर उसे बहुत खेद हुआ । 


अग्निष्टोम याग को देखकर उसे कष्ट हुआ । पौर्णमास याग 
को देखकर उसे मूर्छा आ गई और सामयाग को देखकर तो उसने 
अपना मरण ही समझा । एक जगह ब्राह्मणों को परस्पर का छुआ 
हुआ उच्छिष्ट खाते हुए देखकर उसे परम सन्‍्तोष हुआ । किन्तु जब 
उसे मालूम हुआ कि हविशेष प्तोम भक्षण कर रहे हैं तो सिर धुनने 
लगा क्‍योंकि सोम में उच्छिष्ट नहीं माना जाता। 
एक स्थान पर गो को मारी जाती हुई देखकर हथे से उस ओर दौड़ा | 
किन्तु जब ज्ञात हुआ कि यह अतिथियों के लिये मारी जा रही है तो 
बेचारा अपना-सा मुंह लेकर लौट आया । आगे एक मनुष्य को आत्म- 
घात करता हुआ देखकर कलि को बड़ा आनन्द हुआ । किन्तु जब उसे 
ज्ञात हुआ कि यह सर्वस्वार यज्ञ का कर्ता है तो उसे बड़ी व्यथा हुई । 
(जिसकी मृत्यु निकट होती है, जो असाध्य रोग से पीड़ित होता है वही 
इस यज्ञ का अधिकारी है। वह पशु मंत्रों के द्वारा अपना ही संस्कार 
करके तथा आत्मघात करके सर्वस्वार नामक यज्ञ में अपने को होम 
देता है |) 
आगे महात्रत" नाम के यज्ञ में एक ब्रट्मचारी को दुराचारिणी 


१. सर्वमेषे हि वत्तज्जातीयैक॑कप्राणिहिसाधिकारात्‌._ ब्राह्मणों ब्राह्मणमाल- 
प्ेत' इति बरह्मवधस्थ वैधत्वात्‌ । नेष-१७ स, श्लो० १८६, टीका । 

२. “राजसूबे यजमानो ल्लै: दीव्यति' राजसूय यज्ञ में यजमान जुआ खेलता है 
ऐसी धुति है। 

३. कामदेव्योपासने सर्वा. स्त्रिय उपसीदल्ति इति श्रुति: । 

४. महातते बरह्मचारि पुंश्चत्यो: संप्रवाद । 


२७ 


स्‍त्री के ' साथ मैथुन करते हुए देखकर मूर्ख कलि ने यज्ञ क्रिया को 
विटों का कर्म समझा । तथा अद्वमेध यज्ञ में यजमान की भार्या को 
अदइव के साथ सम्भोग करते हुए देखकर उस मूर्ख कलि ने समझा कि 
बेद किसी धू्त की कंति है। 

उक्त चित्रण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण काल में 
यज्ञों के नाम पर केवल पशुओं की ही हत्या नहीं की जाती थी, किन्तु 
कुछ यज्ञ ऐसे थे जिनमें मनुष्यों का भी बलिदान होता था। इतना ही 
नहीं, आश्चय की बात तो यह है कि ब्राहमण का भी बलिदान एक 
यज्ञ में होता श्रा। मनुस्मृति में तो सब कुछ ब्राह्मण के उपयोग के 
लिये ही ब्रह्मा ने रचा है, यही लिखा है, किन्तु यज्ञों के युग में जब 
ब्राह्मण भी नहीं बच पाया । ऐसा प्रतीत होता है कि सबके बलिदान 
को घर्मं बतला कर भी यदि ब्राह्मण केवल अपने को बिल्कुल बचा 
ही लेते तो मनुष्यों में--विशेषकर क्षत्रियों से उसकी प्रतिक्रिया हुए 
बिना न रहती और तब यज्ञों की दुकानदारी जल्द ही फोकी पड़ 
जाती, क्योंकि अश्वमेध, र।जसूय जैसे यज्ञ बहुव्यय साध्य थे और उन्हें 
राज-वर्ग ही करने की क्षमता रखता था। उनसे पुरोहितों को .खूब 
दान-दक्षिणा मिलती थी। अतः सर्वमेध यज्ञ में एक ब्राह्मण का बलि- 
दान देकर भी यज्ञों के कारबार चलाने में ब्राह्मण समाज को लाभ 
ही लाभ था। 

ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे यज्ञ, हिसा, शराब, जुआ और 
व्यभिचार के अड्डे बन गये थे। और चुंकि यह सब 'श्रुति' क॑ नाम 
पर होता था इसलिये उनके विरुद्ध कुछ कह सकना कठिन ही नहीं, 
असम्भव था | ब्राह्ममण वर्ग की तृती बोलतों थी और राजन्यवर्ग उसके 
हाथ में था। अतः विरोध में आवाज उठाने की क्षमता किसी में ने 
थी। किन्तु आज तो वैदिक कालीन क्रियाकाण्ड को सुनकर स्वयं 
वेदानुयायिओं को ही अचरज होता है कि कया ऐसा भी सम्भव है। 
बंगाल के स्व० रामेन्द्र सुन्दर त्रियेदी वेदों के गहरे अभ्यासी थे। उनके 
कितने ही लेखों को जर्मन विद्वानों तक नें मान्य किया था । उनको 
यज्ञ पर व्याख्यान देने के लिये कलकत्ता विध्वविधालय ने आमंत्रित 
किया था। वे व्याख्यान यश्ञ रहस्य के नाम से मुद्रित हो चुके हैं। 
इष्टियाग और पशु याग का वर्णन कर चुकने के बाद (जो पहले दिया 
गया है। स्व० त्रिवंदी ने भाषण करते हुए कहा था--- 


श्द 


इष्टियाग और पशुयाग का वर्णन सुनकर आपको श्रौत॑ कर्मों 
पर श्रद्धा पैदा हुई कि नहीं, मैं नहीं कह सकता । आपको श्रद्धा हो या 
न हो, किन्तु एक समय ये सभी क्ियायें वेदानुयायी समाज में बड़ी 
श्रद्धापूर्वक की जाती थों । आप हंसी में कहेंगे कि ये सभी क्रिया बुद्धि 
दृन्य हैं, मनुष्य की प्रज्ञा उसकी स्वस्थ विचार शर्क्ति, किसी भी तरह 
उन सभी का समर्थन कर सके ऐसा सम्भव नहीं है। अंग्रेजी में जिसे 
रिलीजन कहते हैं, वह पूरी तरह से बुद्धि को मर्यादा के बाहर है। 
सुधरे हुए या उजड्ड जंगली समाज के लोग इस प्रकार के अनुष्ठानों 
पर श्रद्धा रखते हैं। अन्तर केवल मात्रा का है। किन्तु जो मानव तत्व 
की आलोचना करने के लिये तैयार हुआ वह मानव प्रकृति के इस अंश 
की आलोचना न करे यह सम्भव नहीं है। इसे आप मनुष्य की दुर्ब- 
लता मानते हों तो मानें, किन्तु इसे पाशविकता नहीं कह सकते । 
क्योंकि पशु ये सब अनुष्ठान नहीं करते । पशुओं में इस दुबंलता के 
दर्शन भी नहीं होते । कोई भी पशु कोई भी धर्म नहीं पालता । यह 
मानवता है पशुता तो कभी भी नहीं है।” 

* वैदिक अनुष्ठानों की कितनी बड़ी आलोचना है, इससे अधिक 
खरी आलोचना और क्या हो सकती है ? यदि त्रिवेदी जी वैदिक युग 
में इसका शतांश भी उनके विरोध में कहते तो पता नहीं उनकी कौन 
दुर्गंति नहीं होती । अस्तु । 

यज्ञों का लक्ष्य 

याज्षिकों के मतानुसार प्रत्येक मन्त्र का विनियोग किसी न 
किसी कम या अनुष्ठान में होता है! जिस मंत्र का उपयोग किसी कर्म 
में न हो उसकी सार्थंकता ही क्या ? अतः वेद मन्त्रों की सार्थकता 
बतलाने के लिये ही ब्राह्मण ग्रंथों को आवश्यकता हुई । किस मन्त्र 
का उपयोग किस क्िया में होता है, उस क्रिया में उस मन्त्र की साथे- 
कता क्या है ? दूसरे मन्त्रों को प्रयोग न करके अमुक क्रिया, अमुक मंत्रों 
का ही उपयोग क्यों किया जाता है, इन सभी बातों का वर्णन ब्राहमण 
ग्रंथों में किया गया है। जिन ब्रह्मवादियों ने ब्राह्मण ग्रंथों का आवि- 
ष्कार किया वे ऋषे माने जाते हैं । उन्होंने अपनी अन्तरप्रेरणा से ही 
मंत्रों का विनियोग और तात्पयं समझा था । और समाज के कल्याण 
के लिए उसका प्रचार किया था । अत: जैसे मन्त्र वेद वाबय माने जाते 


२६ 


वेसे हो ब्राह्मण ग्रन्थ भी वेद बाक्य माने जाने लगे । इसका फल यह 
हुआ कि वेदातुयायी समाज का मुख्य आधार ब्राह्मण ग्रन्थ हो गये । 
समस्त वेदानुयायी समाज ब्र।हमण ग्रंथों को वेद वाक्य मानने लगा। 
और उसी के अनुसार समाज की व्यवस्था करने लगा । ब्राह्मण' ग्रंथों 
में जो-जो विधि निषेध किये गये हैं वे ही वेदानुयाथियों के धर्मेशास्त्रों 
के भी मूलाधार हैं। यदि प्रचलित धम्मशास्त्र के किसी भी वाक्य के 
साथ ब्राह्मण ग्रंथों से विरोध आता हो तो धर्मंशास्त्र का वह वाक्य 
भग्राह्म माना जाता है । ; 

यहाँ यह बतला देना उचिंत होगा कि विभिन्‍न ब्र हमण ग्रंथों 
के आविष्कर्ता ऋषियों में भी बहुत मतभेद था। एक ही अनुष्ठान के 
सम्बन्ध में जुदे-जुदे मत थे। अनुष्ठान की क्रियाओं में भी भिन्‍नता 
थी । यह सब होते हुए भी प्रत्येक ऋषि की उक्ति वेद वाक्य गिनो 
जाती है। अतः पंडितों को उनकी समानता बेठाने में बड़ी माथापच्ची 
करनी पड़ती थी ! फलस्वरूप वेदवाक्य का तात्पर्य निश्चित करके 
कर्म की मोमांसा करने के लिये एक दर्शन शास्त्र की सृष्टि की गई 
जिसे मीमांसा दर्शन कहते हैं। इन सबका आलोड़न करके इतिहासज्ञों 
ने यह निथ्कर्ष निकाला है कि वेद वाक्यों की समानता बँठाने के लिये 
इस दर्शन ने जो नियम निर्धारित किये उसे वेदानुयायियों ने मान 
लिया। यज्ञ का स्वरूप बदलता रहा है और उसकी विधि में भी उलटफेर 
होता रहा है, इतना ही नहीं, परन्तु यजमान की भावना में भी परिवततेन 
होता रहा है। अतः यज्ञ का उद्देश्य भी सदा एक नहीं रहा । उसे कम 
से कम दो भागों में तो विभाजित किया ही जा सकता है। पहले भाग 
में, देवता जिन चीजों से प्रसन्न हों वे सभी चीजें उप्ते अर्पण करके 
उसे प्रसन्‍न करना । मनुष्यों ने सोचा है कि जिन वस्तुओं से मनुष्य 
प्रसन्‍न होता है देवता भी उनसे प्रसन्‍न होंगे । अतः उसने देवताओं को 
भी घुूंस देने की पूरी-पूरी व्यवस्था कर डाली। सम्भवतः वैदिक 
ऋषियों का विश्वास था कि बहुत से देव॥आाओं को मांस बहुत प्रिय है। 
तभी तो किस देवता को किस पश्चु का मांस प्रिय है यह हरएक यज्ञ के 
लिए निश्चित था। अतः देवता को उसका खाद्य अर्पण करके उप्तकी 








* १. बश्न रहस्य, पृ० १४ 


३० 


प्रीति प्राप्त करना और उसके द्वारा अपना स्वार्थ साधन करना यह 
यज्ञ का उदश्य था। 


दूसरे भाग में देवता के लाभ की दृष्टि से देवता को उपहार 
भेंट किया जाता था। जो उपहार दिया जा रहा है वह देवता को 
पसन्द है या नहीं, इस बात की परवाह न करके केवल यही भावना 
रहती थो हम अमृक वस्तु देवता को दे रहें हैं। क्योंकि हम उसके 
ताबेदार हैं। इसमें देवता को पसन्दगी या नापसन्दगी नहीं देखी जाती 
थी । अतः काम की वस्तु के बदले बेकाम की वस्तु अपेण करने से भी 
कोई हानि नहीं थी। मोल लेकर हल्के मूल्य की वस्तु भी भेंट को जा 
सकती थी । मांस के बदले यदि जौ की रोटी दी जाये तो काम चल 
सकता था। इसका तात्पयं इतना ही है कि देवता को सर्वस्व॒ अर्पण 
करना चाहिए । जो प्रिय से प्रिय हो वह अपेंण करना चाहिये । परन्तु 
स्वार्थी मनृष्य न तो सर्वस्व अरपपंण कर सकता है और न अपने को हो 
अर्पण कर सकता है। फलत: अपने बदले में दूसरी चीजें अर्पण करके 
पुण्य लूटना चाहता है। 

एतरेय ब्राहमण में एक जगह लिखा है कि जो यजमान सोम- 
याग की दीक्षा लेता है वह सभी देवताओं के सामने अपने आलम्भन के 
लिये तैयार होता है। अपने बदले में पशू को निष्क्रय करता है। इसका 
यह मतलब हुआ कि यज्ञ में जो पशु चढ़ाया जाता था वह यजमान का 
प्रतिनिधि था । 

ऊपर यह लिख आये हैं कि हवि:शेष भक्षण किये बिना कोई 
याग पूरा नहीं होता । अतः पशुयाग में पशु का मांस खाना पड़ता था । 
ऐसा पता चलता है कि पुराने समय में यह विवाद छिड़ा था कि सोम- 
याग के पहले अग्नि और सोम को जो पशु भेंट किया जाता है उसका 
सांस खाना चाहिये या नहीं ? क्योंकि वह पशु यजमान का प्रतिनिधि 
होता है। यजमान उसे अपने बदले में भेंट करता है। अतः वह पशुमांस 
नरमांस गिना जाता चाहिये | और नरमांस का खाना कहाँ तक उचित 
है? 

एसरेय ब्राह्मण में इस आपत्ति का निरसन किया गया है। 
उसका कहना है कि अग्नि और सोम को मदद से इन्द्र ने वृत्र का वध 
किया था। अतः इन्द्र ने सन्तुष्ट होकर अग्नि और सोमको यह वरदान 


३१ 


दिया था कि सोमयाग के पहले जो पश्च भेंट किया जायेगा बह तुम्हें 
मिलेगा । अतः वह पशु देवता का भक्ष्य मात्र है, यजमान का प्रति- 
निधि नहीं है । 

इस तरह बदले में दूसरी वस्तु के भेट का समर्थक होकर भी 
एतरेय ब्राह्मण प्रकृत्त-चर्चा पर तुरन्त अपनी भावना को बदल देता 
है क्योंकि हविःशेष का भक्षण किये बिना काम चल नहीं सकता था। 

यज्ञ का उद्देश्य देवता को पसन्द करना रहा है। अत: यह 
स्वाभाविक है कि मनुष्य देवता को वही चीजें भेंट करे जिन्हें खिला- 
कर उसे प्रसन्नता होती है। अधिकतर ऐसा ही देख। जाता है। वैदिक- 
आये कृषि और पशुपालन का व्यबसाय करते थे । अतः वे देवताओं 
को दूध, दही, घी, जो, चावल आदि भेंट करते थे । किन्तु पुरोहितों को 
दृष्टि में पश और सोम भेंट करने का अधिक महत्व था। अतः वे जौं 
की रोटी को भी मांस के स्थान में हो गिनते थे । 

एतरेय ब्राह्मण का कहना है कि--'यह जो पुरोडाश है उत्ती 
के लिये पशु क/ बलिदान किया जाता है। जिसजों से पुरोडाश तैयार 
होता है उस पर जो बाल लगे होते हैं वे पशु के बाल हैं। जौं का 
छिलका पशु का चर्म है। जों से जो रोटी बनती है वह मांस है। जो 
भाग फेंक दिया जाता है वह लोह है । 

जैन ग्रन्थों में लिख, है कि पहले वेद में हिसा का विधान नहीं 
था । तोन वर्ष के पुराने धान्‍्य से ही यज्ञ निष्पन्न होते थे। एक बार 
नारद और पर्वत में, जो गुरू भाई थे, “अजैर्यष्टव्यम्‌' को लेकर विवाद 
खड़ा हुआ | नारद का कहना था कि गुरू जी ने “अज' का अर्थ तीन 
वर्ष पुराना धान्य, जो बोने से उग नहीं सकता, बतलाया था। पर्वत 
का कहना था कि 'अज' का अर्थ बकरा बतलाया था। उमप्ककी सत्यता 
की भो सब जगह धाक थो। अन्त में यह निर्णय हुआ कि राजा वसु 
की सभा में चला जाये और उसो से इसक। निर्णय कराया जाये । दूसरे 
दिन राजा वसु की सभा में मामला उपस्थित हुआ और वसु ने 
गुरूपत्नी के आग्रह से गुरूपुत्र पर्वत के पक्ष में फेघला दिया तभी से 
धान्य के स्थान में पशु से यज्ञ करने की प्रथा चल पड़ी । महाभारत के 
अनुशासन' पर्व में भी लिखा है कि ऐसा सुना जता है कि प्राचीन त्मय 


१, श्रूयते हि पुराकाले नृणां ब्रीहिमय: पशु: । 
येनायजन्त यज्जवानः पृषण्यलोकपरायणा: ॥ ४६ ॥ 


बै२ 


में धान्यमय पशु स्वर्ग की इच्छ। रखने वाले याजक यज्ञ किया करते 
थे। 

उक्त कथा से मिलती हुई एक कथा भी महाभारत में है उसकी 
चर्चा आगे को जायेगी । ये सब बातें उत समय की प्रतीत होती हैं जब 
वैदिकी हिंसा के प्रति जनता में तीव्र असंतोष पैदा हो चुका था और 
बैदों की महत्ता कायम रखने को चिन्ता वैदिकों को त्रस्त कर रही 
थी। जहाँ तक ब्राह्मण युग के प्रभाव को बात है वहाँ तक तो हम 
पशुघात का ही प्राधान्य पाते हैं। इतना ही नहीं, मांसाहार का भी 
विशेष चलन दृष्टिगोचर होता है । 


मांसाहार 


मनु महाराज वेदिकों के पुज्य ऋषि और दण्ड विधाता माने जाते 
हैं। मनु के वचनों का अभिनन्दन 'ब्राहममण” ने किया है। अतः सबसे 
प्रथम मनुस्मृति को ही लीजिये इसमें दोनों ही प्रकार की बातें देखने 
में आती हैं । 

इसके श्राद्ध प्रकरण में प्रति मास प्रशस्त मांस से पितरों का 
श्राद्ध करने का विधान है। इसो प्रकरण में आगे उन मांसों को 
गिनाया है जिनके प्रदान से पितरों को तृप्ति चिरकाल तक होती है। 
लिखा है-मत्स्य के मांध से दो मास तक, हरिण के मांस ते तीन मास 
तक, मेष के मांस से चार मास तक, पक्षियों के मांस से पाँच मास 
तक, छाग के मांस से छे मास तक, चित्र मृग के मांस से सात मास 
तक, एण (हरिण विद्येष) के मांस से आठ मांस तह, रुप (हरिण 
विशेष) के मांस से नो मास तक, जंगली सूअर और भेंसे के मांस से 
दस मांस तक, खरगोश ओर कछुआ के मांस से ग्यारह मास तक दूध 
तथा खीर से एक वर्ष तक तथा वार्श्रीणस' के मांस से बारह वर्ष तक 
पित्तरों की तृप्ति होती है । 

आगे भवक्ष्याभद्य' प्रकरण में उन प्राणियों को गिनाया है जिनका 
मांस भक्षण करने के योग्य है। तथा लिखा' है कि यज्ञ के लिये और 
बृद्ध माता-पिता वर्गरह के लिये ब्राह्मणों को शास्त्र विहित मृग- 


जा ा्णाणणणभाणभाणााणभााााााामााभा»ााा५आ काम इअइं इस लक अल लक ललल लत बल 
१. श्वेत रंग का वृद्ध बकरा । २. अ. ५ श्लो, १६-१८ । 
है. अ. ४, श्लो २२-२३ । 


रैरे 


पक्षियों का वध करना चाहिये, क्योंकि पूर्वकाल में अगस्त ऋषि ने 
ऐसा किया है। तथा पू्व में ऋषियों के द्वारा विहित यज्ञों में भदय 
मग-पक्षियों के मांस से पुरोडाश तैयार किया जाता था। 

आगे लिखा है कि द्विजातियों के भक्ष्याभक्ष्य का कथन करके 
अब मांस भक्षण की और त्याम की विधि बतलाते हैं - प्रोक्षित' (यज्ञ 
में संस्कृत) मांस ख.ना चाहिये। ब्राह्मणों को जब इच्छा हो तब 
अवश्य मांस खाना चाहिये। श्राद्ध और मधुपक में नियम से मांस 
खाना चाहिये और जब प्राणों पर संकट हो तो अवश्य मांस खाना 
चाहिये। क्योंकि ब्रह्ममा ने ध्राणों के लिये ही सब कुछ बताया है। सब 
स्थावर और जंगम जीवका भोजन है। 

इस तरह समस्त स्थावर और जंग प्राणियों को खाने का 
उपदेश देकर भी मनुमहाराज ने इतनी दया की है कि वृथा पशुघात 
का निषेध किया है और लिखा है कि जो वृथा पशुघात करता है वह 
पशु के रोमों की जितनी संख्या है उतनी बार जन्म-जन्म में मारा 
जाता है। किन्तु यज्ञ में किया जाने वाला पशुवध वध नहीं है क्योंकि 
ब्रह्मा जो ने पशुओं को यज्ञ के लिये ही पैदा किया है। यज्ञ में मरकर 
पशु और यजमान दोनों उत्तम गति प्राप्त करते हैं। अत: वेद विहित 
हिंसा हिंसा नहीं है वह तो अहिसा हो है। अतः मन्‌ महाराज ने मधु- 
पक में यज्ञ में और श्राद्धादि में हो पशुधात का विधान किया है, 
अन्य त्र नहीं । 

इस प्रकार वेद विहित हिंसा को अहिसा और 'प्राणस्थान्तमिदं 
सर्व क। विधान करके मन्‌ महाराज के हृदय में न जाने कैसे दया का 
ज्वार भाटा आ जाता है और वे उल्टा ही राग अलापने लग. जाते हैं--- 

जो अपने सुखों' की इच्छा से अहिसक प्रणणियों का घात करता 
है वह इस लोक और परलोक में सुख नहीं पाता । जो प्राणियों को 
न मारता, न उन्हें कष्ट देता है ओर सबका हित चाहता है वह अनन्त 
सुल्ल को प्राप्त करता है। प्राणियों का घात किये बिना मांस उत्पन्न 
नहीं होता । और प्राणिवध स्वर्ग का कारण नहों है अतः मांस नहीं 
खाना पाहिये। जो पशुधात में अनुमति देता है, जो उसके अंगों को 





१. अ. ४, श्लो.-२७-२६८ । 
२. जे, ५, एलो-४५-५६ । 


ड्डं 


काटता है, जो उसका घात करता है, जो उसका क्रय-विक्रय करता 
है, जो उसे पकाता है, जो उसे परोसता है और जो खाता है वे सब 
धातक हैं। जो सो वर्ष तक प्रति वर्ष अश्वमेघ यज्ञ करता है तथा जो 
मांस नहीं खाता उन दोनों को पुण्य समान है। इस लोक में जिसका 
मांस मैं खाता हूं, परलोक में वह मुझे खायेगा” यही 'मांस' शब्द की 
निरुक्ति विद्वानों ने की है।' मांस भक्षण की बुराइयां और मांस की 
सराहना आदि करके भी मनु महाराज फिर विचल जाते हैं और 
लिखते हैं--'न तो माँस भक्षण में ही दोष है, न मद्य पीने में ही दोष 
है और न काम सेवन में ही दोष है । ये तो प्राणियों की स्वाभाविक 
प्रवृत्तियां हैं। हाँ, यदि इनको छोड़ दे तो उसका महान्‌ फल है ।' 


इन परस्पर विरोधी बातों को पढ़कर पाठक को यदि ऐसा 
प्रतीत हो कि उसका रचयिता कोई उन्मत्त पुरुष था तो कोई 
आशचयें नहीं है। एक ओर यज्ञ में प्राणिहिसा को पुण्य दायक बतलाते 
हैं और जो विधिपूर्वक प्राप्त हुए मांस का भक्षण नहीं करता उसे २१ 
जन्म तक पशुयोतनि में जन्म लेने का अभिश्ञाप देते हैं। दूसरी ओर 
१०० वर्ष तक प्रतिवर्ष अदवमैध करने का और मांस न खाने का 
पृण्य-फल बराबर बतलाते हैं। ऐसी स्थिति में कोन समझदार व्यक्ति 
अदृदवमेध करेगा या पशुयाग करेगा । तथा यदि मांस भक्षण वगेरह में 
दोष नहीं है तो उसके त्याग से महाफल केसा ? इस तरह की अन्य भी 
अनेक आपत्तियां खड़ी होती हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मनुस्मृति 
में मांस भक्षण का प्रकरण प्रक्षिप्त है, किन्तु हमें तो मांसवर्जन और 
उसकी प्रशंसा का प्रकरण ही बाद में मिलाया हुआ जान पड़ता है 
अथवा मनुस्मृति की रचना ऐसे काल में हुई है जब जनता की रुचि 
अहिंसा की ओर नहीं थी, क्‍योंकि मनुस्मृति में जितना जोर मांस 
भक्षण पर दिया गया है उतना मांस वर्जन पर नहों । श्राद्ध प्रकरण, 
भद्ष्याभक्ष्य प्रकरण, यज्ञ प्रकरण सभी में तो मांस भक्षण आवश्यक 
बतलाया है। जिस धर्म में पितरों की आत्यन्तिक तृप्ति मांस के 
द्वारा भ्राद्ध करने से होती हो, जिस धर्म में पशुवलिदान से यज्ञ करने 
का और ह॒विशेष के रूप में मांस भक्षण करना विधेय हो, जिसमें 
भक्ष्य पशु-पक्षियों की एक तालिका दी गई हो, जो मद्य, मांस और 
मैथुन को मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति मानता हो वह मलतः अद्दिसा 


३४ 


प्रेमी नहीं हो सकता। नीचे इत विषय में कुछ आवश्यक प्रमाण 
दिये जाते हैं । 


महृषि पतञजलि ने महाभाष्य के पस्पसान्दहिक में ग्राम्य मुर्गे और 
ग्राम्य सुअरों को अभक्ष्य बतलाया है। अर्थात्‌ जंगली मुर्गों और 
जंगली सुअरों को वे भक्ष्य मानते थे । 


« गरुण पुराण के € «वें अध्याय में लिखा है जो मनुष्य श्राद्ध में 
देवों तथा पितरों को मांस से भोग लगा कर स्वयं पीछे से 
मांस खाता है वह सीधा स्वर्गलोक को जाता है। उसके मार्ग में 
कोई बाघा नहीं पड़ती । 

-« कूर्म पुराण के १६वें अध्याय में लिखा है कि देवों तथा ब्राह्मणों 
को नैवेद्य चढ़ाकर मांस को खाने वाला मनुष्य दोधी नहीं है। 
वल्कि मनुस्मृति आदि धर्मंशास्त्र के अनुसार पञअ्चनखधारी 
प्राणियों तथा मछलियों को खाना उसके लिए उचित ही है, 
क्योंकि ईश्वर ने इन प्राणियों को मनुष्यों के खाने के लिए ही 
बनाया है । 

. वह॒दारण्यक उपनिषद के अन्त में एक स्थान पर लिखा है कि जो 
यह चाहे कि मेरा पुत्र बड़ा भारी विद्वान, व्याख्याता, सभा में 
सब को पराजित करने वाला, सब वेदों का वक्‍ता.और शतायु 
हो तो उसे चाहिए कि ऐसी सनन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए मांस 
और चावलों को मिलाकर घ॒ृत में पक्रार्वें और प्रति दिन खाया 
करें, लथा वह मांस बछड़े या बैल का होना चाहिए । 

« कालिदास' ने अपने मेघदूत नामक प्रसिद्ध दूतकाव्य में मेघ को 
अलकापुरी जाने का मार्ग बताते हुए मार्ग में पड़ने वाली चर्मण्वतो 
(चम्बल) नदी का उल्लेख किया है और लिखा है कि यह नदी 
राजां रन्ति देव की कीतिरूप है। जो राजा रन्तिदेव के द्वारा 
किये गये सुरभितनया (गायों) के आलम्भन (वलिदान) से पृथ्वी 
पर नदी रुप से प्रवाहित हुई है। इसकी टीका करते हुए प्रसिद्ध 
दीकाकार मल्लिनाश् ने लिखा है कि पूर्वकाल में राजा रन्ति 





१. व्यालस्वेबा: सुरधितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ू । . 


स्लोतोमूर्तया भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीतिमू ॥४४॥। 


३६ 


देव के द्वारा किये गये गोमेध यज्ञों में एकत्र हुए रक्त के प्रवाह से 
एक नदी बह निकली जो चमंण्वती (चम्बल) कही जाती है। 


यह पहले लिख आये हैं कि ब्राह्मण युग में गोमेघ और अश्व- 
मेध का बड़ा जोर था। आज का गो-भवत वैदिक तो इस बात 
की कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके पूर्वज महाजन कभी 
उस गो-माता का प्रसन्नता पूर्वक वलिदान किया करते थे और 
मांस खाया करते थे जिसको रक्षा के लिये वह गोभक्षक 
मुसलमानों से लड़ मरने के लिये सदा तत्पर रहता १। 


स्‍्व० प्रोफेसर विलसन ने मेघद्त के अपने अनुवाद में लिखा है- 
“अति प्राचीन समय में हिन्दुओं में गोमेध और अश्वमेध का 
बहुत प्रचलन था | ऐसा अनुमान किया जाता है कि वलिदान की 
किया वास्तविक रूप में नहीं की जाती थी, किन्तु वध्यपशु के 
ऊपर केवल याज्ञिक विधान की क्रियाएँ निष्पन्न करते के बाद 
उसे मुक्त कर दिया जाता था। किन्नु मेघदुत का उल्लेख कि 
गायों का रक्त एक नदी के रूप में प्रवाहित हुआ, अनुमान के 
विरुद्ध जाता है, ।' 'आदि' अस्तु, ! 


अत प्राचीन वैदिक आये यज्ञों में न केवल गौ बैल और बछड़ों 
का बलिदान किया करते थे किन्तु हविशेष के रूप में उनका मांस 
भी खाते थे । 


, यदि कोई विशिष्ट अतिथि आता था तो उसके स्वागत सत्कार में 
भी इसी तरह का आयोजन किया जाता था | इस आयोजन को 
'मधुपर्क' कहते हैं। यह आयोजन ऋत्विक, आचार, राजा, 
श्रोत्रिय, श्वसुर, चाचा, मामा वर्ग रह के आने पर और यज्ञ तथा 
विवाह से पहले किया जाता था। उक्त प्रकार के किसी अतिथि 
के अपने घर पधराने पर गृहफति का प्रथम कतंव्य यह था कि उसे 
बैठने को आसन दे। यह आसन कुश का होता था। अतिथि के 
बेठ जाने के बाद उसे पेर धोने के लिए पाती दिया जाता था उसे 
वाद्य कहते थे। यदि अतिथि ब्राह्मण होता था तो वह दाहिना 
पैर पहले धोता था। यह सुवासित जल होता था। मुंह धोने के 
बाद अतिथि इच्छा अनुस्तार उसे पीता था। इन सब कामों में 


श्ज 
मंत्रोच्चारण तो चलता ही रहता था। इसके बाद मधुप्क का 
नम्बर आता था । 5 
मधुवर्क दही और मधु को मिलाकर बनाया जाता था। किन्‍्हीं 
के मत से अतिथि मधुपर्क को पीकर कुछ ,उसी कटोरी में छोड़ देता 
था। वह' उच्छिष्ट मधुपर्क ब्राह्मण को दिया जाता था। यह बात 
उल्लेखनीय है। आज कोई ब्राह्मण को उच्छिष्ट मधुपर्क को ग्रहण 
करने की प्रार्थना करे तो यह उसका महान्‌ अपमान गिना जायेया। 


उसके बाद अतिथि को एक गाय भेंट की जाती थी। वह, 
ओं कुरु! कहकर उसको मारने की आज्ञा देता था। तब ग्रहस्थ किसी 
देवता के नाम पर उस गाय का बध करता था । यदि यह इच्छा की 
जाती थी कि गाय को मारा न जाये तो अतिथि एक मंत्र पढ़ता था । 
जिसका भाव यह होता था- -“यहू गाय रुद्रों की मां है, ओर वसुओं की 
लड़की है, आदित्यों की बहिन है, और हमारी प्रसन्‍्नंता की आधार है। 
अतः मैं सब वृद्धिमान मनुष्यों से निवेदन करता हें कि इस पविन्र गौ 
को मत मारो। उसे पानी पीने दो घास खाने दो' ऐसा कहकर वह गाय 
को छोड़ने की आज्ञा देता था और गाय छोड़ दी जाती थी । इससे तो 
यह प्रमाणित होता है कि इस अवसर पर विना गौ मांस के भी भोजन 
होता था। किन्तु आइवलायन' का कहना है कि विना गौ मांस के मधुपक्क 
हो ही नहीं सकता । उसका टीकाकार अर्गतारायण कहता है-पशु के 
मारे जाने पर उसका मांस भोजन में काम नहीं आता है और यदि उसे 
छोड़ दिया जाता है तो दूसरे उपायों से मांसाहार का प्रबन्ध किया 
जाता है। किन्तु बिना मांस के भोजन नहीं होता ।' 

अतिथि सत्कार में गोवध करना कितना आवश्यक था यह 
बात भवभूति कवि के उत्तर राम चरित के एक अंक में वणित घटना से 
भी स्पष्ट है। घटना यह है कि महृषि वाल्मीकि के अश्वम में महर्षि 
वह्षिष्ठ पधारते हैं और वाल्मीकि अपने आदरणीय अतिथि के स्वागत- 
सत्कार के लिए जो आयोजन करते हैं उसकी रोचक चर्चा उनके दो 
छिष्यों के बीच में इस प्रकार होती है-- 


पृ क्क्षणाय उल्छिष्ट उद्धृतादवशिष्ट उदह्मुखो मधुपरक प्रयच्छेत्‌। ब्राह्मण उद्धृतादवशिष्टं उददूमुखो मधुपक प्रयच्छेत्‌ । ब्राह्म- 
णालाभे अप्यु निल्चिपेत्‌ ॥ ह 
२. “ामांसो मधुपकों भवति' ॥२६॥ 


रद 
एक--सौधातकि ! आज भगवान्‌ वाल्मीकि के आश्रम की तैयारियाँ 
दशेनीय हैं । 
सोधा ०--आज इन वृद्धजनों के अनध्याय का विशेष कारण उपस्थित 
आ है। 

पकने. हंसकर] सौधातकि ! आज तो गुरुजनों के प्रति तुम में 
विशेष आदर भाव दिखाई देता है ? 

सौधा०--भाण्डायन भाई ! यह जो स्थविरों का दल यहां पधारा है 
इसकी धुरा के भार को ढोने वाले भुखिया अतिथि का भला 
क्‍या नाम है? 

भाग्डा /--छि छि यह क्‍या बकते हो ? ऋध्यश ग आश्रम से महा- 
राजा दशरथ की पत्नियों को लेकर भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि 
पधारे हैं ? 

सौधा०--अच्छा ! वसिष्ठ ऋषि आये हैं । 

भाग्डा ०--हाँ । 

सोधा०--मैंने तो समझा था कि कोई व्याप्र या भेड़िया आया है । 

भाष्डा ०--अरे: यह क्‍या बकते हो ? 

सोधा०--उसने आते ही बेचारी कल्याणिका गौ को खा डाला। 

भाण्डा०--समांसो मधुपर्क: इस वेद वाक्य को मानने वाले गृहस्थ 
अभ्यागत वेदविद्‌ ब्राह्मण के भोजन के लिए नई वछिया, या 
बल अथवा हुष्ट पुष्ट बकरे का वलिदान करते हैं। धर्मंशास्त्र 
की ऐसी आज्ञा है। 

सौधा०--हार गये । 

भाण्डा ०--कंसे ? 

सौधा ०-- जिन वाल्मीकि ऋषि ने वशिष्ठ ऋषि के स्वागत में बछिया 
का वध किया उन्होंने आज ही समागत जनक राजा के लिए दही 
और मधु से ही मधुपर्क तैयार किया और वकिया को जीवित 
छोड़ दिया । 

भाण्डा०--मांसभोजियों के लिये ही मधूपकं में मांस दान का विधान 
ऋषियों ने किया है। राजधि जनक तो निरामिषभोजो हैं। 

शोधा०--राजषि के निरामिषभोजी होने का कारण क्‍या है ? 


भाण्डा० - देवी सीता के निर्वासन का समाचार सुनते ही राजधि 


झ९. 
जनक वानप्रस्थ हो गये। तथा चन्द्रद्वीप के तपोवन में कुछ 
वर्ष तक उन्होंने तपस्या भी की है । 


भवभूति ने महावीर चरित के नाम से रामचरित का पृर्षभाग 
भी रचा है। उसके तीसरे अंक में जब जमदर्ति परशुराम राम- 
विवाह में विध्न डालने के लिये जनकपुरी पहुंचे हैं। और बहुत करुद्ध 
होते हैं तो मह॒षि वशिष्ठ उन्हें शान्त करने के लिये कहते हैं---/वछिया' 
मारी जा रही है ओर घी में पकवान बन रहे हैं। आप एक श्रोतिय 
ब्राह्मण हैं। और श्रोत्रिय के घर पर पधारे हैं। अतः हमारा आतिथ्य 
स्वीकार करें ।' 


ऊपर के उदाहरणों से वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती है और 
उसमें सन्देह को स्थान नहों रहता | यदि नाटककार के पास शास्त्रीय 
प्रमाण न होते और उसे यह आशंका होती कि यह चर्चा उसके पाठकों 
को अप्रिय लगेगी तो वह ऐसी चर्चा उठाकर अपने पाठकों के मनोभावों 
को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा कभी न करता । किन्तु धममशास्त्र को आज्ञा 
होते हुए भी उसके प्रति उत्पन्न हुई अश्वद्धा की भावना का संकेत 
उसने सौधामणि नामके तापस के द्वारा कराया है। जहां भाण्डायन 
धर्मश्ञास्त्र का प्रतीक है वहां सोधामणि उसकी उक्त आज्ञा के 
प्रति व्यंग कसने बाले जनमत का प्रतीक है। कवि अपने समय का 
प्रतिनिधि होता है उत्तर रामचरित में उसको झलक स्पष्ट पाई 
जाती है ।' 


पे 





१. संज्ञाप्यते वत्सतरी स्पिध्यन्त अर प्यते। 
ओतिय: श्लोतियगृहमागतो्सस जुधस्वनः ॥ 


पौराणिक संस्कृति का उदगम 


इस तरह जब सप्तसिन्धु प्रदेश के तिवासी वैदिक आर्यों में 
बलिदान की प्रथा का प्राधान्य था, तब गंगा के पूर्व देशों में एक दूसरी 
संस्कृति फैली हुई थी जिसके प्रतिष्ठाता भगवान्‌ ऋषभदेव ये। यह 
संस्कृति अहिंसा प्रधान थी । उसे श्रमण संस्क्ृति कहते थे। जब 
वैदिक आये सप्तसिन्धु प्रदेश से निकलकर पूर्व की ओर बढ़े तो उनका 
संघर्ष वहां के निवासियों के साथ हुआ जो स्वाभाविक ही था। भगवान्‌ 
ऋषभदेव ने जनता को पशुपालन, खेती, शिल्प, वाणिज्य आदि से 
अजीविका करने की शिक्षा दी थी, जब कि वेदिक आर्यो ने कृषक 
जीवन नहीं अपनाया था। उनका संगठन कवीलों के रूप में था। 
ऋषभदेव ते सामाजिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए 
समाज को केवल तीन ही वर्गों में विभाजित कर रखा था। जिन 
लोगों का काम वाह्य आक्रमण वर्गरह से समाज की रक्षा करना था 
वे क्षत्रिय कहे जाते थे, जो वाणिज्य व्यापार करते थे वे वैश्य कहलाते 
थे ओर जो सेवा वृत्ति करते थे, वे शूद्र कहलाते थे। ब्राह्मण नाम 
का कोई वर्ग उनकी व्यवस्था में नहीं था जब कि वेदिक आर्यों में 
ब्राह्मण प्रभुत्व या पौरोहित्य राज्य था। 

ज्यों ज्यों वेदिक आर्य आगे बढ़ते गए त्यों त्यों संघर्ष भी बढ़ता 
गया। श्रमण संस्कृति के उपासकों को याज्ञिक क्रियाकाण्ड कतई नहीं 
रुचता था, मांसप्रिय वेदिक देवता सब के लिए अरुचिकर थे। वे तो 
आत्म तत्व के सच्चे गवेषक थे और आत्म-यज्ञ को जिसमें समस्त 
वासनाओं की आहुति दी जाती थी सच्चा यज्ञ मानते थे। धर्म के 
लिए किये जाने वाले पशुवलिदान से उन्हें घुणा थी फलतः वैदिक 
क्रियाकाण्ड का विरोध प्रवलतर होता गया। और जनता में उसके 
प्रति अहुचि फैलती गई आरण्यकों में यज्ञादि कमों से उत्पन्न होने 
वाले फल के प्रति अश्वद्धा का भाव दृष्टियोचर होता है। जो बतलाता 
है कि कोरे कर्मकाण्ड से लोगों की रुचि हुटने लगी थी । तब उपनिषदों 
की रचना की गई । किन्तु उनकी स्थिति वेदों के अनुकूल नहीं थी । 


४१ 


एक ओर बे वेदों को मौलिकता को स्वीकार करते थे और दूसरी ओर 
उनका कहना था कि वैदिक ज्ञान उस सत्य देवी परिज्ञान से बहुत ही 
घटिया है ओर वह हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। वेदिक आयें तो 
मुक्ति को जानते ही नहीं थे। उनके लिए तो स्वर्ग ही सर्वोच्च था। 
किन्तु श्रमण संस्कृति में मोक्ष को ही चरम लक्ष्य माना गया था। 
फलत: संघर्ष के फलस्वरूप वैदिकों में भी मोक्ष की चाह उत्पन्न 
हुई और उसे पाने के लिये वे उत्सुक हुए। किन्तु उपनिषदों ने 
आध्यात्मिक सिद्धान्त का प्रतिपादन तो किया परल्तु वेदिक क्रिया- 
काण्ड का विरोध नहीं किया। स्व० डा० सर राधाकृष्णन लिखते" हैं- 
'उपनिषदों ने प्राचीन वैदिक क्रियाकाण्ड को ऊँचे अध्यात्मवाद से जोड़ने 
का प्रयत्न किया । किन्तु तत्कालीन पीढ़ी ने उसमें विल्कुल अभिरुचि 
नहीं दिखाई। फलत: उपनिषदों का ऊँचा अध्यात्मवाद लोकप्रिय 
नहीं हो सका। इसने पुरे समाज को कभी प्रभावित नहीं किया । 
एक ओर यह दशा थी दूसरी ओर याज्ञिक धर्म अब भी वलशाली था 
कक मनुष्य का मस्तिष्क नियमित क्रियाकाण्ड की परिधि में ही 
घूमा करता था। कुछ मंत्रों का उच्चारण किये बिना या कुछ 
विधि विधानों का अनुष्ठान किये विना कोई न जाग सकता था, 
त स्नान कर सकता था, न बाल बनवा सकता था,.न मुंह धो 
सकता था और न कुछ खा सकता था। यह वह समय था जब एक 
क्षुद्र और निष्फल धर्म ने कोरे मूढ़ विश्वासों और सारहीन वस्तुओं के 
द्वारा अपना कोष भर लिया था किन्तु एक शुष्क और हृदयहीन दर्शन 
जिसके'पीछे अहंकार और अत्युक्तियों से पूर्ण एक शुष्क और स्वमता- 
भिमानी धर्म हो, विचारणील पुरुषों को कभी भी सन्तुष्ट नहीं कर 
सकता और न जनता को ही अधिक समय तक सन्‍्तुष्ट रख सकता 
है। उपनिषपदों का ब्रह्मगाद और वेदों का बहुदेवतावाद, उपनिषदों 
का आध्यात्मिक जीवन और वेदों का याज्ञिक क्रियाकाण्ड, उपनिषदों 
का मोक्ष और संसार तथा वेदों का स्वर्ग और नरक, यह तके विरुद्ध 
संयोग अधिक दिनों तक नहीं चल सकता था अतः पुनर्निर्भाण की 
संख्त जरूरत थी । समय एक ऐसे धर्म की प्रतीक्षा कर रहा था जो 
गम्भीर और अधिक आध्यात्मिक हो तथा मनुष्यों के साधारण जीवन 





१. इण्डियन फिलासोफी (भारतीय दर्शन), भा० १, पृ० २६४-२६६ 


डर 


में उतर सके या लाया जा सके । धर्म के सिद्धान्तों का उचित सम्मि- 
श्रण करने के पहले यह आवश्यक था कि सिद्धान्तों के उस बनावटी 
सम्बन्ध को तोड़ डाला जाये । जिसमें लाकर उन्हें एक दूसरे के सर्वेथा 
विरुद्ध स्थापित किया गया था| 


स्व० डा० सर राधाकृष्णन के उक्त चित्रण से स्पष्ट है कि जब 
वैदिक क्रियाकाण्ड का विरोध हुआ और जनता की रुचि उस ओर से 
हटने लगी तो वेदिकों को अपनी स्थिति बनाये रखने के लिए कुछ 
नूतन परिवर्तन को आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः उन्होंने श्रमण 
संस्कृति के आध्यात्मिक तत्व को अपनाकर उपनिषदों की रचना 
की । किन्तु उपनिषद बातें तो अध्यात्म की करते थे और समर्थन 
वैदिक क्रियाक्राण्ड का करते थे। फलत: श्रमण संस्कृति और वेदिक 
संस्कृति के परस्पर विरोधी तत्वों का तक विरुद्ध संयोग कब तक चल 
सकता था। अतः पुननिर्माण को आवश्यकता प्रतीत होना स्वाभाविक 
था ऐसे ही समय में जैनों के २३वें तीर्थंकर भगवान पाश्वेनाथ का 
जन्म वाराणसी नगरी में हुआ। एक दिन युवक पादइवेकुमार गंगा के 
किनारे घूम रहे थे। उन्होंने दो तापसों को चारों ओर आग जलाकर 
तपस्या करते देखा। दिव्यचक्षु पार्वेकुमार ने देखा कि एक लक्कड़ 
में नाग-तागिती का जोड़ा है और वह आग में जलकर भस्म होने 
को हैं। तुरन्त तापसियों को वह जलता हुआ जोड़ा लकड़ी फाड़ कर 
दिखलाया और उन्हें इस अज्ञानमुलक कायकक्‍लेश करने के लिए 
घित्रकारा । इस घटना के बाद ही पार्वेकुमार राजपाट छोड़कर 
प्रत्नजित हो गए और उन्होंने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके ७० वर्ष तक 
जगह-जगह विहार करके अध्यात्म और अहिसा घर्म का उपदेश किया 
उनसे लगभग दो सौ वर्ष के परचात्‌ ही बिहार में महावीर और बद्ध 
का जन्म हुआ। दोनों महापुरुषों ने राज्यासन छोड़कर जनकल्याण 
का मार्ग अपनाया । वंदिक धर्म में शास्त्रविचार केवल विद्वानों तक 
ही सीमित था। किन्तु इस युग में उसका प्रचार जनसाधारण की 
भाषा में स्बंसाधारण में किया जाने लगा । आध्यात्मिक विचारों को 
व्यावहारिक रूप देने की तथा विचारों के अनुरूप जीवन बिताने की 
प्रवृत्ति को ओर भी इस युग में विशेष लक्ष्य दिया गया, क्योंकि उक्त 
महावुरुषों ने ऐसा ही आदर्श जनता के सामने रखा था। वैदिक युग में 


है 


इन्द्र, बरण आदि को ही देवता. के रूप में पूजा जाता था किन्तु उक्त 
महापुरुषों ने मनुष्य को उन्नत बनाकर उसे देवता की कोटि में ला 
बिठाया था। काल्पनिक या भावात्मक देवताओं से मृतिमान देवता 
अधिक आकर्षण की चीज बन गया था। अत: वैदिक धर्म की स्थिति 
डांवाडोल हो गयी । उसको कायम रखने के लिए विरोधियों की कुछ 
बातों को अपनाने को वेसों ही आवश्यकता प्रतीत हुई जैसी आव- 
इयकता उपनिषदों की रचना से पूर्व प्रतीत हुई थी । 

दोवान बहादुर कृष्ण' स्वामी आयंगर के मतानुसार उस समय 
एक ऐसे घर्मं की आवश्यकता थी जो ब्राह्मण धर्म के इस पुनर्निर्माण 
काल में बोद्धघ्मं और जैनधर्म के विरद्ध जनता को प्रभावित कर 
सकता । उसके लिए एक मानव देवता और उसकी पूजा विधि. की 
गावश्यकता थी ।' 

अंत: पुननिर्माण ने एक धर्म को जन्म दिया जो स्व० सर 
राधाकृष्णन्‌' के अभिप्राय के अनुसार 'उतना नियमवद्ध नहीं था तथा 
उपनिषदों के धमें से अधिक सन्तोषश्रद्‌ था। उसने एक संदिर्ध और 
शुष्क ईश्वर के बदले में एक जीवित मानवीय परमात्मा दिया। भगवद- 
गीता, जिसमें कृष्ण विष्णु के अवतार तथा उपनिषदों के परंत्रह्म माने 
गये, पंच रात्र सम्प्रदाय और इवेताइव तथा बाद के अन्य उपनिषदों 
का शैवधर्म इसी धामिक क्रान्ति के फल हैं ।' 

प्रसिद्ध इतिहासज्ञ स्व० ओक्षाजी ने लिखा' है--'बौद्ध भौर 
जैनधर्म के प्रचार से वंदिक धर्म को बहुत हानि पहुंची | इतना ही 
नहीं, किन्तु उसमें परिवर्तत करना पड़ा | और वह नये सांचे में ढल- 
कर पौराणिक धर्म बन गया | उसमें बौद्ध और जनों से मिलती 
धर्मंसम्बन्धो बहुत सी नई बातों ने प्रवेश किया । इतना ही नहीं, किन्तु 
बुद्देव की गणना विष्णु के अवतारों में हुई और मांस भक्षण का 
थोड़ा बहुत निषेध करना पड़ा ।' 


कं -. _ विष्णु 
यों तो विष्णु की पृजा उतनी ही प्राचीन है जितना ऋग्वेद, 
तथा प्राचीन वैदिक काल में भी विष्णु एक बड़ा देवता माना जाता 


ह १९ एंशियंट इण्डिया, पृ० भ८८ २. इं० फि०, पृ० २२७५-७६ 
३. राजपूताने का इतिहास, प्र० ख०, पृ० १०-११ । 





डॉ 


था किन्तु वह स्वोपरि देवता नहीं था। हाँ, बाद के वैदिक साहित्य 
में विष्णु की मोलिक स्थिति का पता चलता है। किन्तु वैष्णव सम्भ- 
दाय का पता उस काल में नहीं चलता । केवल महाभारत' के अर्वा- 
चीनतम भाग में “वैष्णव नाम आता है। 


श्री हेमचन्द्र राय चौधरी का मत' है कि महाभारत के उबत 
भाग का ठीक-ठोक रचना काल अनिश्चित है। किन्तु अनेक प्रमाणों 
के आधार पर यह निष्कर्ष अवश्य निकाला गया है कि ईस्वी सन की 
पांचवीं शती से 'परम वैष्णव” शब्द सर्वसाधारण में प्रयुक्त हुआ है । 
बाह्यण ग्रन्थों का विष्णु भक्ति को अपेक्षा यज्ञ से ही अत्यधिक 
सम्बन्ध है। अनेक शिलालेबों से यह प्रमाणित होता है कि भागवत 
लोग वासुदेव के भक्त थे। किन्तु किसी संहिता, ब्राह्मण या प्राचीन 
उपनिषद में विष्णु को वासुदेव नहीं कहा। महाभारत (शान्तिपर्व) 
में लिखा है कि कृष्ण वासुदेव ने सबसे प्रथम अजु न को भागवत धर्म 
का उपदेश दिया । यह कृष्ण वासुदेव मथुरा, के यादव वबंशी, 
क्षत्रिय थे । 

सर आर० जी०भण्डारकर के मतानुसार वासुदेव और कृष्ण 
ये दोनों मूल में दो विभिन्न व्यक्तियों के नाम थे। उनमें से वासुदेव 
यादव, अथवा वृष्णि या सात्वत वंशी क्षत्रिय थे। उन्होंने एक धर्म 
की स्थापना की । बाद में उन्हें कृष्ण मान लिया गया। प्रायः सभी 
प्रमुख विद्वानों ने कृष्ण को एक मानवीय उपदेष्टा स्वीकार किया है। 
कहा जाता है कि कृष्ण ने मथुरा राज्य में भागवत धर्म की स्थापना 
की । वह भागवत धर्म ही आज के वेष्णव धर्म का पूव॑ज है । 

अन्वेषकों का मन्तव्य है कि प्रारम्भ में भागवत धर्म की ओर 
ब्राह्मण धर्म का केवल सखा भाव था। किन्तु जब मोयंवंशी राजाओं ने 
वौद्ध धर्म के प्रचार का बोड़ा उठाया तो दोनों धर्म आपस में मिल 
गये और इस मिलन के फलस्वरूप वासुदेव कृष्ण का तथा ब्राह्मण 
धर्म के देवता नारायण और विष्णु का भी एकीकरण कर दिया गया। 





१. अध्टादश पुराणानां श्रवणाद्‌ यद फल भवेत्‌ । 
तत्फलं॑ समवाप्नोति वैष्णवों नात्र संशय: ॥६७॥ 


२. अर्सी हिस्ट्री ऑफ दी वैष्णव सेक्ट, पृ० १८ 


ह.3. 


. इतिहास से पता चलता है कि उत्तर भारत के शक और कुशान 
. राजवंश बासुदेव कृष्ण के भागवत धर्म के पक्षपाती नहीं थे । जब कि 
गुप्तराजाओं का कुल देवता वासुदेव था। गुप्तराजाओं ने भागवत 
धर्म के प्रति वही किया जो अशोक ने बौद्धधर्म के लिए। गुप्तों के 
पतन और हुणों के आगमन के साथ ही उत्तर भारत से भागवतधरमम 
को महत्ता जाती रही । किन्तु दक्षिण भारत में इसने पैर जमाये और 
महाराष्ट्र को पकड़ा महाराष्ट्र से यह तामिल देह में गया और फिर 
चारों ओर फैलता गया। अन्वेषकों का विश्वास है कि यदि गुप्तों ने 
वासुदेव को अपना कुलदेवता न बनाया होता तो आज वासुदेव का 
कहीं पता भी न चलता । 

यह ऊपर बतलाया गया है कि ब्राह्मण कालीन याज्ञिक क्रिया- 
काण्ड की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भागवत धर्म का उदय हुआ । इस 
धर्म के गुरुजन जहां वेदिक क्रियाकाण्ड की सार्वजनिक खुली भत्संना 
को रोकते थे । वहां कुछ नये सिद्धान्तों का भी प्रचार करते थे, जिसमें 
एक अहिंसा भी था छान्दोग्योपनिषद्‌' के अ० ३, व ११७ में आत्म यज्ञ 
को उपासना बतलाई है। उसमें बतलायाहै कि तप, दान, आजेव, अहिंसा 
और सत्यवचन ही उसकी दक्षिणा है। आगे लिखा' है कि घोर आडिं- 
रस ऋषि ने देवकी पुत्र कृषण को यह यज्ञदशंन सुनाया। जिससे वह 
अन्य विधाओं के विषय में तृष्णाहीन हो गया । 


इस तरह उपनिषद में कृष्ण को एक ऋषि का शिष्य बतलाया 
है किन्तु यह नहीं लिखा है कि वह स्वयं एक धर्मंसंस्थापक भी था । 
जैन और बौद्ध ग्रन्थों में भी कृष्ण एक राजा और योद्वा के रूप में 
ही दिखाई देते हैं, धर्म गुरु के रूप में नहीं। 

प्रो" मैव्समूलर पुराणों के देवकी पुत्र कृष्ण ओर उपनिषद के 
देवकी पुत्र कृष्ण को एक व्यक्ति नहीं मानते। तथा डा० मेकडोनल 
और डा० कीय उनकी एकता में सन्‍्देह करते हैं। उपनिषद के श्री- 
कृष्ण को लेकर इन दोनों विद्वानों ने 'वंदिक इक्डेक्स' में नीचे लिखे 
उदगार प्रकट किये हैं-- * 


१. अथ यत्तपों दानमार्जवमहिंसासत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा: ॥४॥ 
२- तदेतद्‌ घोर आऊि रसः कृष्णाय देवकीपुणायोक्त्नोवाच्ापिपास एवं स बभूव | 


४६ 


“परम्परा तथा कुछ आधुनिक लेखक जैसे ग्रीन, गावें वगेरह 
उपनिषद के कृष्ण को ही महाभारत का नायक कृष्ण मानते हैं जो , 
बाद में देवता मान लिया गया। उनके मतानुसार वह एक क्षत्रिय 
था ओर ब्राह्मण धर्म के विरोध में नैतिक धर्म का उपदेष्ठा था। 
किन्तु यह मत एक दम सन्देहास्पद है। इससे बेहतर तो यह जंचता 
है कि या तो नामों की समानता आकस्मिक है या छन्दोग्य उपनिषद 
का उल्लेख एक ऐसे पौराणिक उल्लेख का अंश है जिसका आधार 
ऐतिहासिक है ।*'* 

प्रो० बर्थ दोनों कृष्णों को एक मानते हैं किन्तु उपनिषद में 
कृष्ण के उल्लेख को एकदम पौराणिक मानते हैं । 

डा० कीथ ने लिखा' है--'छान्दोग्य उपनिषद में घोर अंगिरस 
के शिष्य देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख है जिसे अंगिरस ने कुछ 
सिद्धान्तों की शिक्षा दो थी। हमसे यह विश्व/स करने के लिए कहा 
जाता है कि यह महाभारत के कृष्ण का ऐतिहासिक उल्लेख है। 
दोनों कृष्णों के एक व्यक्त होने की मान्यता में यह कल्पना अत्यधिक 
प्रामाणिक है जो हम उपनिपद के अर्ध पौराणिक श्री कृष्ण में पाते हैं। 
उपनिदद का श्रो कृष्ण जातोय देवता न होकर एक मानव प्राणी है । 
तथा इस उल्लेख से कृष्ण के देवत्व प्राप्ति तथा महाभारत में उनकी 
स्थिति को लेकर काल सम्बन्धी कठिनाइयां भी पैदा नहीं होतो । “* 
तथापि उस सत्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि उपनिषद्‌ के 
कृष्ण से महाभारत के कृष्ण के कार्य तथा उपदेश बिल्कुल भिन्‍न हैं ।! 
क्योंकि उपनिषद में अन्य ग्रुणों के साथ-साथ सत्य बोलने को भो 
सम्मिलित किया गया है।' * 

अन्त में डा० कीथ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि प्रमाणों 
को कमी है अत. उनके आधार पर भागवत धर्म के संस्थापक कृष्ण 
का ढांचा नहीं खड़ा किया जा सकता। महाभारत का श्री कृष्ण 
देवता है और उपनिषद का कृष्ण केत्रल मनुष्य है और दोनों को 
मिलाने के साधन अस्पष्ट हैं ।' 


दोनों क्ृष्णों को एकता ओर अनेकता की चर्चा को यहीं छोड़कर 
हम यही मानकर आगे बढ़ते हैं कि भागवत धर्म हो आधुनिक वेष्णव 


५७७७७७७४७४८४७८्ए्रशरशाशआशशआआआआााआआाणामाणााााआआाआ्नाााभाभााााााााा9 आआाअ जल 
१. ज० रा० स० सो० १६१४, पृ० ५४५-५५० । 





डंज 


का पूर्वज है और वह मथुरा को भूमि में उत्पन्न हुआ। तथा उसके 
संस्थापक घोर अंगिरस ऋषि के शिष्य और यादववंक्षी ऋष्ण थे, जो 
महाभारत के नायक और गीता के उपदेष्टा भी कहे जाते हैं । 


सहाभारत श्र गीता 

घोर अंगिरस ने कृष्ण को अहिसा के विषय में क्या उपदेश 
दिया था इसका कोई पता नहीं क्योंकि छान्दोग्य उपनिषद में केवल 
अहिसा का नाम मात्र आया है। अतः कृष्ण की अहिंसा किस प्रकार 
की थी, इसका पता महाभारत और गीता से ही लग सकता है। 
किन्तु प्रायः सभी पुरातत्वविद्‌ विद्वान महाभारत का उपयोग बहुत 
सावधानी के साथ करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसका वर्तेमान 
रूप किसो एक व्यक्ति और एक ही समय की उपज नहीं है । 

डा० आर० जी० भण्डारकर लिछते' हैं--'यद्यपि महाभारत 
पाणिनि और आश्वलायन से पहले वर्तमान था किन्तु यह बात अत्य- 
घिक संशयास्पद है कि उसका वर्तमान रूप वही है जो उनके समय में 
था । इसके विरुद्ध संभावना यही है कि उसमें समय-समय पर वृद्धि हुई 
है और ग्रन्थ इतना भ्रष्ट कर दिया गया है कि कोई निदचयपूर्वक यह 
नहीं हा सकता कि अमुक शब्द इसमें बाद में नहीं प्रविष्ट कर दिया 
गया है ।! 

हांपकिन्स लिखते हैं'--'महाभारत के वर्तेमान रूप में केवल 
बोद्ध धर्म (ई० पू० ५००) के बाद की ही बातें नहीं हैं किन्तु भारत 
पर यूनानी आक्रमण (ई० पृ०३००) के बाद की बातें भी वर्तमान हैं।' 


प्रसिद्ध भारतीय विद्वान श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य ने 
महाभारत पर एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। उसके एक 
अध्याय में इस बात का विचार किया है महाभारत का वेष्णव धर्म के 
साथ कया कुछ सम्बन्ध है? श्रो वैद्य का मन्तव्य है कि महाभारत 
के त॑.न॒ संस्करण हुए। पहला संस्करण व्यास ने किया। व्यास का 
विजपकाब्य एक छोटा सा इतिहास ग्रन्थ था। वर्णनात्मक ग्रन्थ नहीं 
था । दूसरा संस्करण वेशम्पायन ने किया । उस समय उसका प्रमाण 


१. 'दक्षिण भारत का इतिहास! पृ० ८। 
२. 'प्रेद एपिक आफ इण्डिया । 





डंड 


२४००० इलोक प्रमाण रहा होगा । उसका नाम भारत पड़ा। तीसरा 
वरतेमान संस्करण सौति ने किया। व्यास ने जब अपना “विजय 
ताम का काव्य (महाभारत का आद्य नाम) लिखा उस समय कृष्ण 
की पूजा अपनी वाल्यावस्था में थो, क्योंकि महाभारत में एक दो 
जगह कृष्ण को एक साधारण मनुष्यरूप में अंकित किया गया है वर्तमान 
महाभारत के कुछ अंशों की समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
व्यास का मूल ग्रन्थ इससे विल्कुल जुदा था ।' 

श्री वेद कहते हैं--“व्यास से वैशम्पयान वैष्णव धर्म का 
विशेष अनुयायी प्रतीत होता है क्योंकि वैष्णव लोग वेशम्पायन के 
भारत को वैद्य की तरह प्रमाण मानते हैं। इसका कारण सम्भवतः 
भारत में भगवद्‌ गीता और विष्णुसहस्र नाम का होना है। भगवद्‌- 
गीता संस्कृत में अवेदिक साहित्य का सर्वोत्तम ग्रन्थ है। हमारी 
सम्भत में ये श्री कृष्ण का उपदेश है। यद्यपि शब्द उनके नहीं 
हैं। व्यास के हैं। यह सम्भव है कि वैशम्पायन ने उसमें यहां वहां 
परिवतेन करके उसका पुनर्तिर्माण किया हौ और उसे अधिक वैष्णवी 
बनाया हो ।' 

थद्यपि समय की सुदीर्घता के कारण आज इस बात की खोज 
निकालना शक्‍य नहीं है कि वैशम्पायन ने कृष्ण पूजा को महत्व देने के 
लिए उसमें क्या मिलाया, फिर भी महाभारत को एक समालोचक 
विद्वान की दुष्टसे पढ़ने पर यह छिपा नहीं रहता कि वेष्णव सिद्धान्तों का 

लगातार संकलन किया गया है। जहां भी अवसर आता है कृष्ण की 
प्रशंसा करने से नहीं चूकता । पुराणों में पाई जाने वाली अवतारों की 
चर्चा संक्षेप में भारत में भी मिलती है।' 

'मेंग्शस्थिनीज के समय में विष्णु पूजा की तरह ही शिव पूजा 
भी अच्छी तरह प्रचलित हो चुकी थी। सोति ने महाभारत में प्राचीन 
धमं को बचाने के लिए बौद्धधम के विरोधी सभी उप धर्मों का संकलन 
किया है जिनमें शेवधर्म भी है। इस तरह जब वेशम्पावन का भारत 
वेष्णव सम दाय से सम्बद्ध था तब सोति का महाभारत किसी संप्रदाय 
विज्ञेष से सम्बद्ध प्रतीत नहीं होता ।' 

श्री जयचन्द विद्यालंकार लिखते हैं--'मनुस्मृति' की तरह 

हम कलम नस कील । कर 4 लीक सं फ किके मलिक व पीव घी मिद ५ बल 





१, भा० इं० २०, पृ० ७२६०-२७ । 


है 


विद्यमान महाभारत का एक बहुत बड़ा अंश भी शुंगयुग का है। 
ओर उसके अन्तर्गत भगवद्‌ गीता भी जायसवाल जी के कथनानुसार 
मनुस्मृति वाले आदर्शों से ही अनुप्राणित है। वे उसे सम्भवत: इसी 
युग की उपज मानते हैं। किन्तु बेसा माने बिना भी कहा जा सकता 
है कि गीता के आद्शों को इस युग में पुन: जीवित किया गया । बौद्धों 
और जैनों ने अहिसा का हौआ खड़ा कर दिया था गीता की स्पष्ट 
शब्दों में घोषणा थी कि 'हत्वापि स इमॉल्लोकान्‌ न हन्ति न निवध्यते । 
वह मार कर भी नहीं मारता और न पाप के बन्धन में फसता है। 
निष्काम आदशें की साधना के लिए हिंसा ओर विहिंसा दोनों साधन 
मात्र हैं। किन्तु वेदिक युग के जीवन और संस्कृति अपने पहले रूप में 
कभी वापिस न आ सकते थे और न बौद्ध और जैन विचार जड़ से 
मिट सकते थे। अश्वमेध की रस्म भले ही पूरी की जाती, वैदिक काल 
की विहिसा नये परिष्कृत समाज में ज्यों की त्यों वापिस न भा 
सकती थो । वंदिक संस्कृति के पुनरुत्थान के पक्षपाती इसी कारण 
उसके उत्तम अंशों का पुनरुत्थान कर सके कि उन्होंने बौद्ध और 
जैन सुधार को लहर में से सब अच्छा अंश अपना लिया था | स्वयं 
गीता और मनुस्मृति पर बौद्ध प्रभाव की छाप स्पष्ट है।' 


प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारों से यह बात अपरिचित 
नही है कि मोयंसम्राट या तो जैन धर्म के पोषक थे या बौद्ध धर्म के । 
- इसी से अन्तिम मौर्य सम्र/ट वृहद्रथ को मारकर शुंग वंशी पुष्यमित्र 
सम्राट बन बेठा। वह ब्राह्मण था। उसने श्रमणों पर बड़े अत्याचार 
किये और वैदिक धम् के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया। उसी के समय 
में मह॒षि पतंजलि ने अपना महाभाष्य रचा। जिसमें श्रमण और 
ब्राह्मण के शाश्वतिक विरोध का उदाहरण दिया गया है। उसी समय 
वर्तमान महाभारत, गोता और मनुस्मृति का पुनर्निर्माण हुआ | यह 
सब लगभग ई० पृ० दूसरी शताब्दी की घटना है। 


सम्राट अशोक ने कलिग पर चढ़ाई करने के बाद के युद्ध में 
हुए नरसंहार से द्रवित होकर भविष्य में युद्ध के वजाय प्रेम से विजय 
करने का संकल्प किया था और युद्ध को तिलाञ्जलि दे दी थी। गीता 
में उसी की प्रतिक्रिया की प्रतिध्वनि अर्जुन प्रतिवोध के रूप में थी- 
कुष्ण के द्वारा कराई गई है, जिसमें युद्ध से विरत होते के माय की 


प्‌ 


अनायंजुष्ट, असेव्य आदि कहकर निन्‍्दा की हैं। और अन्त में युद्ध 
करने का हो आदेश दिया है । 

मनुस्मति में माँसाहार पर जोर देकर भी कुछ इलोक अहिंसा 
परक दिये गये हैं जिनका उल्लेख पहले किया गया है वे भी इसी 
सामयिक प्रवाह के कारण मनुस्मृति में घुसेड़ दिये गये हैं। इसी से 
मनुस्मृति की टोन के साथ उनका मेल नहीं खाता और उनकी स्थिति 
बिल्कुल अटपटी सी लगती है | 

अब महाभारत को देखिये-- 

महाभारत के श्ञान्तिपर्व और अनुशासन पर्व में हिसा, अहिसा 
का विवेचन अधिकता से पाया जाता है तथा उनमें मनु के उल्लेख 
पूर्वेक मनुस्मृति के कुछ इलोक भी प्रमाण रूप से लिये गये हैं। इसके 
सिवाय मनुस्मृति में ब्राह्मणत्व की जो प्रतिष्ठा की गई है वह भी यहां 
पाई जाती है| ब्राह्मण का धन नहों हरना चाहिए, उसे सदा क्षमा 
करना खवाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसे दान देना चाहिए 
आदि ब्राह्मण युग की बातें महाभारत में भी विराजमान हैं, किन्तु 
हिसा-अहिसा के विवेचन की ध्वनि बहुत बदली हुई है । क्या यज्ञ 
और क्या मांसाहार दोनों के निमित्त से की जानेवाली हिंसा को 
अनुचित बतलाया है किन्तु मनु महाराज के प्रभाव से यह चर्चा भी 
भुक्त नहीं है। नीचे उसका विवेचन विस्तार से किया जाता है । 


महाभारत में वणित हिसा-अहिंसा को चार भागों में विभा- 
जित किया जा सकता है--मांसाहार जनित, यज्ञ जनित और युद्ध 


जनित हिसा तथा अहिसा की प्रशंसा । पहले माँसाहार जनित हिंसा 
को लीजिए-- 


मांसाहारजनित हिंसा 


शान्तिपवं के प्रारम्भ में भक्ष्याभक्ष्य का विचार किया गया है। 
लिखा" है कि ब्राह्मणोंको बैल, क्षुद्रपिपो लिका, शल्करहित मत्ू्य, कच्छप 
के सिवाय अन्य जलजन्तु तथा मेण्ढ्क, हंस, गरुण, चकवा, बगुला, 
कोआ, गृद्ध, बाज, उल्लू, सुअर, कव्याद(जो कच्चा मांस खाते हैं)जिनके 
दो ओर दांत हों, तथा जो चार दाढ़ वाले हों वे सब अभक्ष्य हैं। 
मलबे सटे नल अप कम घी आन विज उप विलरक मि कम मिशन 


६. अ० ३े७ इलो० २१०२४। 


४१ 


यद्यपि यहां भक्ष्य पक्षियों बगेरह को नहीं गरिनाया है किन्तु 
मनुस्मृति के भाक्ष्याभक्ष्य विचार के साथ इसकी तुलना करने पर यह 
प्रकट हो जाता है कि यहां भी कुछ को भक्ष्य माना है। जैसे शल्क- 
वर्जित मत्सों को तथा कच्छप के सिवाय अन्य जलज जीवों को अभक्ष्य 
माना है। इससे स्पष्ट है कि सशल्क मत्स्य तथा कच्छप भकध्य हैं, 
जैसा कि मनुस्मृति' और याज्ञवल्क्यस्मृति* में भी बतलाया है। मनु- 
स्मृति के ही अनुकूल इसमें भी ब्राह्मणों के लिए मुगों का बध करने 
वाले एक निषाद की कथा दी है। 

आगे आपद्धम पर्व में बतलाया है कि एक बार भयंकर दुभिक्ष 
पड़ने के कारण विश्वामित्र ऋषि को भोजन नहीं मिला । उनके प्राणों 
पर संकट आ गया । तब वह अन्न की खोज में रात्रि के समय एक 
चाण्डालों के मुहल्ले में जा निकले ॥ वहां एक घर में कुत्ते की आंत 
लटकी हुई थी । जैसे ही उसे चुराने के लिए घुसे चाण्डाल जाग गया । 
दोनों का संव।[द हुआ । चाण्डाल महषि को उपदेश देने लगा। तो 
महर्षि बोले - 'मेढ़कों के टरें-टरं करने पर भो गायें पानी पोती ही हैं । 
धर्म के विषय में तेरा अधिकार नहीं है अतः आत्म प्रसंसा मत कर ।' 
तब चाण्डाल बोला--आप तो जानते ही हैं कि कुत्ते का मांस अ्भक्ष्य है। 
विश्वामित्र बोले--तेरा कहना ठीक है किन्तु प्राणों की रक्षा के लिए 
अभक्ष्य भी भक्ष्यणीय है । जिस अभक्ष्य भक्षण में हिसा और असत्य हो 
वही त्याज्य है। इसमें दोनों नहीं हैं, केवल निन्‍्दा अवश्य है । 

अन्त में विश्वामित्र जांघ को ले गए ओर उससे देवों और 
पितरों को तृप्त करके अपने प्राण बचाये। इस कथा का उपसंहार 
करते हुए अन्त में यह उपदेश दिया है--विद्वान मनुष्य को सब उपायों 
से अपने जीवन की रक्षा करती चाहिए। यदि जीवन रहा तो मनुष्य 
पृण्यकार्य करके कल्याण को प्राप्त होता है । अतः विद्वान को धर्माधरमे 
के निश्चय में अपनी बुद्धि से विचार करके प्रवृति करनी चाहिए ।' 

यहां यह बतला देना अनुजित न होगा कि अनुशासन पर्व में 
यद्यपि मांस भक्षण का निषेध किया है। तथापि माँस से पिन्डवर्षण 


१. अ० ५४, श्लोक १६ २. ७, शलो० १७७ 


३. आरणध्यकान्‌ प्रग्नजितान्‌ ब्राह्मणान्‌ परिपृजयन्‌ | 
अपि तेश्यो मृगात्‌ हत्वा, निभाय सतत कसे ॥८॥ 


५२ 


करना बतलाया है। मांस भक्षणका निषेध करते हुए लिखा है-- 

१. जो पहले मन वचन और कर्म से त्यागकर मांस भक्षण नहीं करता 
वह पापों से छूट जाता है। 

२. ब्रह्मवादियों ने हिसा के तीन कारण बताये हैं-“-मन, बचन और 
आस्वाद । इस लिए बुद्धिमान तपस्वीजन मांस नहीं खाते। 

३. जो विद्वान मांस को पुत्र के मांस के समान जानता हुआ भी मोह 
से आक्रान्त होने के कारण उसे खाता है वह अधम है। 

४. जैसे माता पिता का सम्बन्ध होने से पुत्र की उत्पत्ति होती है वैसे 
ही हिसा करने से अवश्य ही बहुत पाप उत्पन्न होता है । 

५. कुछ लोग जिह्मा की लम्पटता के वशीभूत होकर अचिन्तित, 
अनिदिष्ट और असंकल्पित माँस की प्रशंसा करते हैं। मांस की 
प्रशंसा करना भी सदोष है। 

६. अहुत से साधु जन स्वमांस से परमाँस का पोषण करके और 
जीवन को त्याग कर स्वर्ग को पधार गये । 

७. जो प्रतिमास अश्वमेध यज्ञ करता है तथा जो मधु माँस नहीं 
खाता, दोनों का फल समान है । 

८. है राजन ! सप्तरषि, बालखिल्य, मरीचि सभी माँसभक्षण न करने 
की प्रशंसा करते हैं । 

अनुशासन पववे का ११५ वाँ अध्याय तो माँस भक्षण त्याग की 
प्रशंसा से ही भरपूर है--उसमें लिखा है-- 

मनु का कहना है कि जो मांस नहीं खाता ओर न किसी का 
घात करता है वह सब प्राणियों का मित्र है। माँस को छोड़ने वाला 
सब जीवों का विश्वासभाजन होता है और साधुओं से आदरणीय होता 
है । धर्मात्मा नारद का कहना है कि जो पर के माँस से अपने माँस का 
पोषण करता है वह नियम से दुःख भोगता है। वृहस्पति का कहना 
है कि मधु माँस का त्याग करने से मनुष्य दानी, पुजक और तपस्वी 
होता है। 'जो वर्ष तक प्रतिमास अश्वमेघ यज्ञ करता है तथा जो माँस 
नहीं खाता दोनों समान माने गये हैं। माँस का स्वाद जान लेने पर 
उसका छोड़ना कठिन है। अत: जो माँस को ख़ाकर उसे छोड़ देता है 
सब बेद ओर सब यज्ञ भी उसके तुल्य नहीं हैं। जो सब प्राणियों को 


है 


अभयदान देता है वह प्राणों का दाता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 
इस परम धर्म की सभी मनीषी प्रशंसा करते हैं ।' 

जैसे हमें अपने प्राण प्रिय हैं, सभी प्राणियों को भी अपने- 
अपने प्राण प्रिय हैं। अत: सब को अपने समान ही मानना विद्वानों का 
कतंव्य है। मृत्यु से सभी डरते हैं तब माँस के लिए नीरोग, निरा- 
पराधी और जीने के इच्छुक प्राणियों को मारना कितना बुरा है। अतः 
महा राज युधिष्ठिर ! मांस का त्यागधम स्वर्ग और सुख का श्रेष्ठ 
आयत्तन है ।*'* 

'तुण, काष्ठ या पत्थर से माँस तैयार नहीं होता । किन्तु जीव 
को मार कर ही माँस बनता है । इस लिए माँस भक्षण में दोष है। जो 
माँस खाते हैं वे राक्षस हैं। यदि माँसभोजी न हों तो कोई घातक 
भी नहो। क्‍योंकि खाने बालों के लिए ही घातक घात करता है। 
जहाँ 'मांस अभक्ष्य है, यह भावना उत्पन्न हुई हिंसा तुरन्त दूर हो 
जाती है । क्योंकि खाने वालों के लिए ही मृग वगेरह की हिंसा की 
जाती है।' 

/(हिसकों की आयु सदा खतरे में रहती है। अत: अपना भला 
चाहने वालों को मांस छोड़ देना चाहिए। जो रक्षक है उसके पास 
रौद्र सिंह वगरह प्राणी भी आक्रमण नहीं करते हैं। जो पराये मांस से 
अपने माँस को बढ़ाना चाहता है वह सदा अविद्वान रहता है और 
हधर उधर भटका करता है। महषियों ने माँस के अभक्षण को यश, 
आयु, स्वर्ग और महत्‌ कल्याण का कर्ता कहा है ।' 


है कोन्तेय ! पूर्व काल में मैंने मार्कण्डेय ऋषि से मांस भक्षण के 
जो दोष सुने थे वे इस प्रकार हैं--जो जीवन के इच्छुक प्राणियों का 
मांस खाता है, वे प्राणी चाहे स्वयं मरे हों या मारे गये हों । “मरे हुए 
का माँस खाने वाला भी मारकर माँस खाने वाले के तुल्य ही है। 
वधक तीन होते हैं। जो मांस खरीदता है वह धन से वधक है, जो 
खाता है वह उपभोग से वधक है और जो मारता है वह वध और 
वन्ध करने के कारण वधक है। जो खाता तो नहीं है किन्तु खाने वाले 
की अनमोदना करता है वह भावदोष से लिप्त होता है। जो स्वयं तो 
नहीं मारता किन्तु मारते हुए को देखकर उसकी अनुमोदना करता 
है वह भी दोष से लिप्त होता है । 


६ $ 


प्राणियों का मांस न खाने वाला दयालु पुरुष निरोगी और 
आयुष्मान होता है। तथा कोई भी प्राणी उसे हानि नहीं पहुंचाता । 
श्रुति का वचन है कि स्वर्णदान, गोदान और भूमिदान से माँस के 
्भक्षण में विशिष्ट धर्म है।' 

मांस भक्षण की इतनी बुराई करके भी मार्कण्डेय ऋषि शास्त्र 
विहित माँस भक्षण की निन्‍्दा नहीं कर सके । वे भी अगप्रोक्षित्‌, विधि- 
हीन और वृुधा माँस भक्षण का निषेध करते हैं। और प्रोक्षित मांस 
तथा ब्राह्मण काम्य माँस में अल्प दोष बतलाते हैं। मनु महाराज ने 
तो प्रोक्षित माँस का भक्षण अवश्य कतंव्य बतलाया है। वे उसे अल्प- 
दोष बतलाते हैं । इतना ही दोनों में अन्तर है।' 
भागे लिखा है-- 

जो अधम पुरुष खाने वालों के लिए पशुबध करता है। वह 
खाने वाले से अधिक पापी है। जो अधम मनुष्य पूजा, यज्ञ और श्रुति 
के मार्ग को न जानकर मांस की लिप्सा से पशुघात करता है वह 
नरक का भागी है। लाने वाला अनुमोदन करने वाला, मारने वाला, 
पकाने वाला और खाने वाला ये सभी भक्षक हैं।' 
इसके बाद पुनः मनु महाराज घुस बैठे हैं। और वेदोक्त माँस भक्षण 
को सुविहित करार दे दिया गया है। फिर माँस निषेध का प्रवाह 
प्रारम्भ हो गया है। लिखा है-- 

'सुना जाता है कि पूर्वकाल में धान्‍्य के बने हुए पशु से धर्मा- 
त्मा पुरुष यज्ञ किया करते थे। ऋषियों को सन्देह हुआ । उन्होंने 
बसुराजा से पूछा। वसु ने अभक्ष्य मांस को भी भक्ष्य बता दिया। 
ऐसा करते ही वसु आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा । पुन: पूछने पर 
भी वसु ने मांस को भक्ष्य बतलाया। और वह रसातल को चला 
गया ।' 

इस तरह वसु राजा के द्वारा अभक्ष्य मांस को भक्ष्य बतलाने 
का घोर दण्ड दिखला कर भी आगे लिखा है--'पितरों और देवता के 
उद्देश्य से माँस को भ्रोक्षित करके खाने में कोई ब्राई नहीं है। वास्तव 
में मांस से दर्पण करने पर पितरों को विशेष प्रसन्नता होती है।' 

फिर आगे लिखा है-- 

राजन्‌ । मांस के अभक्षण से सवंसुद्धों की प्राप्ति होतो है। 


श४े 


सौ वर्षों तक तपस्या करना और मांस भक्षण न करना दोनों का समान 
फल है। जो एक मांस तक सब मांसों का त्याग कर देता है यह सब 
दुःखों से छूटकर सुंखपूर्वक जीता है। जो एक मास या पक्ष के लिए 
भी मांस छोड़ देता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। 

आगे ऐसे मांसत्यागी राजाओं को लम्बी तालिका दी है। और 
लिखा है-- 

धूर्वकाल में इन राजाओं ने एक शारद मास में माँस नहीं खाया 
अतः वे स्व में गये । जो इस उत्तम अहिसा धर्म को पालता है कह 
स्वर्ग लोक में बास करता है। जो धाभिक पुरुष जन्म से ही मद्य 
माँस और मधु का त्याग कर देते हैं वे सब मुनि माने गये हैं। जो इस 
मांसभक्षणत्याग रूप धर्म को पालता है या सुनता है, वह कितना 
ही दुराचारी हो किन्तु नरक में नहीं जाता। हे राजन ! जो ऋषियों 
से पृजित इस माँस भक्षण निषेध विधि को पढ़ता या सुनता है वह 
सब पापों से मुक्त होता है, जाति में विशिष्ट होता है जो यदि आपत्ति 
में हो तो आपत्ति से छूट जाता है। यदि बद्ध हो तो बन्धन से छूट 
जाता है रोगी हो तो रोग से मुक्त हो जाता है, दुखी हो तो दुःख के 
मुक्त हो जाता है । तियंञज्च योनि में जन्म नहीं लेता, रूपग्राव और 
ऋद्धिमान होता है। हे राजन ! यह ऋषियों के द्वारा कहा गया मांस- 
त्याग में प्रवृत्ति और निवृत्ति का विधान तुम्हें कहा है ।*** 

हे इससे आगे का ११६वाँ अध्याय भी अहिंसा की प्रशंसा से भरा 
हुआ है । 

उसके प्रारम्भ में महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं-- 

“इस लोक में माँसप्रेमी मनुष्य अनेक प्रकार के सुन्दर सुस्वादु 
व्यंजनों को उतना पसन्द नहीं करते जितना माँस को पसन्द करते हैं। 
अत: मेरी बुद्धि भ्रम में है । मैं मास अभक्षण के गुण ओर मांस भक्षण 
के दोष सुनना चाहता हूं ।' 
इस पर भीष्म महाराज उत्तर देते हैं-- 

है भारत ! तुम्हारा कहना ठीक है कि मांस के तुल्य कोई रस 
नहीं । क्षतक्षीण और विषयी मनुष्यों के लिए माँस से बढ़ कर कोई 
चीज नहीं । मांत भक्षण से शीघ्र ही पुष्टि होती है, जीवन आता है । 
माँस से बढ़कर कोई भक्ष्य नहीं है। किन्तु कौरवनन्दन ! उसके त्याग 
में भी बहुत से गुण हैं।' ९ 


४६ 


आगे त्याग के गुण बतलाते मृगया की भी प्रशंसा कर दी है 
और फिर अहिंसा की प्रशंसा के पुल वाँधे गये हैं । इन पर्वों में पुनरक्ति 
भी बहुत हैं, बार-बार एक ही बात दो चार शब्दों के हेर फर से दे 
दी गई है। इन पर्वों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत 
का कम से कम यह भाग तो किप्नी के द्वारा संगृहीत है या किसी 
मांसप्रिय ब्राह्मण ने बीच-बीच में मांस भक्षण को घुसेड़ दिया है 
अतः श्रीयुत सो ० वी० वैद्य का यह कथन स्वंथा संगत प्रतीत होता है 
कि महाभारत ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसके आधार पर कोई 
प्रामाणिक स्थिति का ज्ञान किया जा सके । फिर भी इतना तो प्रतीत 
होता ही है कि महाभारत को हिंसा प्रिय नहीं है, किन्तु अहिंसा ही 
प्रिय है। उसी पर उसमें विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए 
शान्ति पर्व में तुलाधार और जाजलि का संबाद भी उल्लेखनीय है । 


जाजलि एक तपस्वी था। उसकी जगह में पक्षियों ने अपना 
घोंसला बना लिया था और वे बराबर उसमें आते जाते थे । यह 
देखकर जाजलि को यह अभिमान हुआ कि मैंने धर्म को पा लिया | 
किन्तु उसी सभय आकाशवाणी हुई कि तू तुलाधार के समान नहीं 
है। तब वह तुलाधार को खोजता हुआ वाराणसी नगरी में आया । 
वहां उसने वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए तुलाधार को देखा। 
जाजलि को देखते ही तुलाधार उठ खड़ा हुआ और उसे आदरपूर्वक 
बेठाया और उसके आने का कारण पूछा । 

जाजलि ने कहा कि तुम एक बनिये हो। सब तरह के रस, 
गन्ध, औषधि वग्ग रह बेचते हुए तुम्हें यह नैष्ठिक बुद्धि कैसे प्राप्त हुई ? 
तब तुलाधार बोला-- 

'प्राणियों के साथ द्रोह न करके या अल्प द्रोह करके आजीविका 
करना ही उत्कृष्ट धर्म है ओर मैं उसी पर जीता हूँ । मद्य के सिवा 
मैं सब प्रकार के रसों का क्रय विक्रय करता हुआ भी न किसी से द्वेष 
करता हूं ओर न किसी से राग करता हूँ । सब प्राणियों में भेरे सम- 
भाव हैं, सब प्राणियों को जो अभयदान देता है वह अभय पद को 
प्राप्त करता है। अभयदान के तुल्य न कोई धर्म है, न होगा। मैं 
अहिसक महात्माओं का अनुकरण करता हूँ। 


# प्राणियों की अहिसा से श्रेष्ठ दूसरा धर्म नहीं है। जिसमें कोई 


४७ 


प्राणी कभी भय नहीं खाता वह सब प्राणियों से अभय पाता है। 
सब दानों में अभ यदान श्रेष्ठ है। यज्ञादि से होने वाले स्थूल धमं से 
भिन्‍न एक सूक्ष्मधर्म है। उसे जानना शवय नहीं है। उसमें बहुत से 
निन्‍्हव घुसे हुए हैं। जो लोग वृषण का छेदन करते हैं, नाक बींधते हैं, 
बहुत बोझा लादते हैं, बाँधते ओर दमन करते हैं तथा प्राणियों को 
मारकर खाते हैं उनकी तुम निनन्‍्दा क्‍यों नहीं करते ? मनुष्य मनुष्यों 
को ही दास बनाकर रखते हैं। रात दिन उन्हें बांधकर रखते और 
त्रास देते हैं। डांस मच्छरों से रहित देश में सुखपूर्वक पाले गये पशुओं 
को उनकी माताओं से जबरदस्ती अलग करके, डांस मच्छरों से पूर्ण 
तथा सकतदंम देश में ले जाते हैं। कुछ लोग उनसे अनुचित रूप से बोझा 
ढोने का काम लेते हैं। भ्रूण हत्या भी इन कामों के तुल्य नहीं है। 
“कुछ लोग खेती को अच्छा समझते हैं। किन्तु कृषि जीविका 
भी बहुत बुरी है। हल से भूमि में रहने वाले प्राणी मर जाते 
हैं। गाय का नाम अध्न्या है, उसे कोन मार सकता है ? जो गौ 
या बैल का वलिदान करता है वह है बुरा करता है। हे जाजले ! 
राजा नहुष ने अनजान में गौ बेल की हत्या कर डाली थी। उसकी 
सृष्टि में सैकड़ों रोग फैल गये थे। ऋषियों ने नहुष से कहा कि तूने 
बड़ा अकाये किया है | तेरे कारण ही हम लोग कष्ट भोग रहे हैं। 
तु भ्रूणघातक है। हम तेरा यज्ञ नहीं करेंगे ।' 
तुलाधार के उपदेश को सुनकर जाजलि बोला--'खेती से अन्न 
पैदा होता है। उसी से तुम भी जीते हो । पशु और ओषधियों के 
व्यापार पर बनिये लोग जीते हैं । उनसे यज्ञ होता है। यह तुम क्या 
नास्तिक्य की बात करते हो ? यज्ञों की निन्‍दरा करते हो । जीविका 
को छोड़ कर यह संसार कंसे रह सकता है ।' 
तब तुलाधार बोला--'मैं नास्तिक नहीं हूं और न यज्ञों की 
निन्‍्दा करता हूं । किन्तु यज्ञ का ज्ञाता होना अत्यन्त दुलंभ है । 
ब्राह्मणों ने अपने यज्ञों को छोड़ कर क्षत्रियों के यज्ञ अपना लिये । 
लोभी' और पैसे के दास आस्तिकों ने वेद केवल स्तुति परक है' यह 
१. लुब्धयशपरैत्र हन्नास्तिके: संप्रवर्तितम्‌ । 
वेदबादानविज्ञाय सत्याभासमिवानृतम्‌ ॥६॥ 
इदं देयमिदं देयमिति चाय॑ प्रशस्यते । 
अतः स्तैन्यं प्रभवति विकार्याणि च जाजले ॥७॥॥ 


| 4 


न जानकर झूठ को सत्य को तरह माता ओर ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ 
चला डाले। जिन यज्ञों में प्रभूत दक्षिणा मिलती उनकी प्रशंसा की गई। 

यज्ञों से ही चोरी और अकर्म को बल मिला : क्‍योंकि यदि 
यजमान लोभी हुआ और उसने सामथ्यें होते हुए भी दक्षिणा नहीं दी 
तो चोरी और अकरमं किये गये।” “सुकृतरूपी ह॒व्य से ही देवता प्रसन्‍न 
होते हैं। वह हृव्य तीन प्रकार का है--नमस्कार रूप, स्वाध्याय रूप 
और औषध रूप। इन तीन से ही देवताओं की पूजा की जाती है। 
कामना वाले यज्ञों से कामनावाली सन्‍्तान ही पैदा होती है। ऋत्विज 
और यजमान सकाम या अकाम जैसे होते हैं बसी दोनों की सनन्‍्तान 
होती है। 

“ज्ञानी पुरुष स्वर्ग की इच्छा नहीं करते, न धन साध्य कर्मों से 
हो यजन करते हैं । वे सज्जनों के मार्ग पर चलते हैं। और जिसमें 
हिंसा न हो ऐसा यज्ञ करते हैं । वे वनस्पति, औषधि और फल मूल 
को जानते हैं। धनार्थी ऋत्विज उन निर्धनों का यज्ञ नहीं करते हैं । 
ब्राह्मण जन प्रजा के कल्याण की भावना से अपने को ही सामग्री 
बनाकर यज्ञ (मानसिक) किया करते थे। अतः लोभी ऋत्विज बुरे 
मनुष्यों के लिये ही यज्ञ करने लगे । उन मानसिक यज्ञ करने वाले 
विप्रों के लिए बैल स्त्रयं भार ढोते थे, गायें स्वयं दूध देती थीं जो ऐसा 
शुद्ध चित्त योगी हो वह गाय का वलिदान कर सकता है। जो मूढ़ हैं 
वे गो वगरह से यज्ञ नहीं कर सकते ।' 

जाजलि ओर तुलाघधार का यह संवाद कई दृष्टियों से महत्व- 
पूर्ण है। यह केवल याज्ञिकी हिंसा के विरुद्ध पैदा हुई प्रतिक्रया का ही 
निदर्शन नहीं है किन्तु ब्राटमणत्व के अहंकार पर भी करारी चोट है। 
इसमें एक तपस्वी किन्तु अहंकारी ब्राहमण को एक बणिक के सामने 
उपस्थित करके बणिक के मुख से उल्टा ब्राह्मण को धर्मोपदेश 
कराया है। यही पौर/णिक संस्कृति है जो बैदिक और श्रमण संस्कृति 
के संघर्षण के फल स्वरूप जन्मी थी । अस्तु 

उक्त संवाद युधिष्ठिर को सुनाकर भीष्म पितामह ने उसकी 
पुष्टि करते हुए कहा-- 

“मर्यादाशून्य, विमूढ़ नास्तिक मनुष्यों ने हिसा का कथन किया 
है। धर्मात्मा मनु ने तो सब कार्यों में हिंसा न करना ही बतलावा है। 


बे 


मनुष्य अपनी इच्छा से ही यज्ञ की बाह्य वेदी में पशघात करते हैं । 
अतः प्रमाणों का बलाबल जान कर सूक्ष्म घर्म को ही करना चाहिए । 
अहिसा सब धर्मो से श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य' यज्ञादिक के उद्देश्य से ही 
मांस खाते हैं और बृथा मांस नहीं खाते तो यह प्रशंसनीय नहीं है । 
सुरा, मत्स्य, मधु, मांस, आसव आदि के सेवन का विधान वेदों में 
नहीं है, यह तो धूर्तों ने चलाया है। ब्राह्ममण तो सब यज्ञों में विष्णु 
को ही जानते हैं । 

घान्ति पर्व में ही एक गो और कपिल का संवाद है। घटना 
इस प्रकार है--राजा नहुष ने यज्ञ करने के लिए गौ के हनन की 
तैयारी की । यह देखकर ज्ञानी कपिल के मुख से निकला--“वाहरे 
वेद” । यह सुनकर स्यृूमरश्मि लामक एक ऋषि गौ के शरीर में 
प्रविष्ठ होकर कपिल से बोला--”यदि वेद को तुम निद्य मानते हो 
तो हिंसा-शुन्य धर्म कंसे प्रमाण है” बेद तो तृष्णारहित, निरारम्भ 
ईश्वर का निश्वास है उसे अप्रमाण कौन कह सकता है ? श्रुति का 
कथन है, बकरा, घोड़ा, गौ, पक्षी, औषधी वग्गरह प्राणों के निए अन्न 
है। यज्ञ लोकस्थिति का मूल हैँ । घी, दूध, दही, गोमय, गौ के चर्म, 
बाल, सींग, पैर, वगैरह से यज्ञ होता हैँ ।' इत्यादि से यश्ञों की 
वकालत की गयी है। तब कपिल ऋषि बोले--'न मैं वेदों की निन्‍दा 
करता हूं ओर न मैं उन्हें विषम ही बतलाता हूं । किन्तु फल के बला- 
बल का बिचार करके ही प्रवृत्ति करना युक्त है। जिस विद्वान के 
उपस्थ, उदर, बाहु और वाणी ये चारों द्वार युगृप्त हैं वही द्विज है । 
किन्तु जिसके द्वार सुगुप्त नहीं हैं उसका जप और यज्ञ सब बेकार है। 
जो प्राणियों को अभय करता है और जिसे सब प्राणियों से अभय 
मिलता है वही ब्राह्मण है। इत्यादि रूप से कपिल अहिसा का 
समर्थन करता है । 

आगे एक ओर कथानक है जो इस प्रकार है--“एक उन्छव॒ति 
ऋषि ने मूल फलों से यज्ञ करने का बिचार किया । जिप्त बन में यज्ञ 








१. यदि यज्ञाश्च वृक्षाश्व य्ूपाश्चोहिश्व मानवा:। 
बुथा मांसं न खादन्ति नैष धर्म: प्रशस्यते ॥८॥ 
सुरा मत्स्या मधु मांसयासवं कृतरौदनम्‌ । 
घूत्ते: प्रवतितं झ्यंतन्‍्नेतद्वेदेशु कल्पितम्‌ ॥९॥ अ० २६५ 


६० 


हुआ उसी में शक्त की आज्ञा से पणदि नाम का धर्मवेत्ता मृग हुआ। 
उसने मूल फल से यज्ञ होता देखकर कहा कि “यह यज्ञ अंग हीन है। 
यदि तुम में पशु खरीदने की शक्ति न हो तो मुझे यज्ञ में ह॒व्य करके 
तुम स्वयं जाओ । उसी समय सावित्री देवी प्रकट हुई और यज्ञ में 
मुग के बलिदान का निषेध करके उसी यज्ञ पावक में समा गई। 
मानो वे यज्ञ में आने वाले अनर्थ को देखना नहीं चाहती थी । तब 
हिरण ने पुरोहित सत्य से पुनः अपना वलिदान करने की प्रार्थना की 
उसका वलिदान किया गया। उसके प्रभाव से उसका चिरसंचित तप 
नष्ट हो गया । अतः हिंसा यज्ञ का अंग नहीं है । 

अध्याय ३४० में वेष्णव यज्ञ का विधान है। और यह भी 
लिखा है--कि यह कृत युग है इसमें यज्ञ में पशुओं की हिसा नहीं 
करना चाहिए । आगे ज्रेता युज्ञ में पशुओं का बलिदान यज्ञ में किया 
जायेगा । उस समय धर्म तीन पैर पर खड़ा रहेगा । फिर द्वापर 
आयेगा उसके बाद कलियुग आयेगा। उसमें धर्म एक पेर पर स्थित्त 
रहेगा । 

भगवान के ऐसा कहने पर उनसे पूछा गया कि उस समय क्या 
करना चाहिए। तो भगवान बोले--'जहाँ अहिसा धर्म से संयुक्त देवता 
गण बिहार करते हों उसी देशमें बसना चाहिए।” 

महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुकने पर महाराज युधिष्ठिर 
को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस पाप का प्रायश्चित्त करना 
चाहा । वैदिक ब्र/हमणों की दृष्टि से अद्वमेध से अच्छा प्रायश्चित्त 
ओर क्या हो सकता था । फलत: अश्वमेध कराया गया, जिसमें तत- 
तत्‌ देवता के लिये उसके प्रिय पश् का प्रबन्ध किया गया। ३०० पश्ष 
खूटों' से बाँध दिये गये। ब्राह्मण श्रेष्ठों ने सब पशुओं को बिधि पूर्वेक 
मार डाला। उसके बाद अहव भी शास्त्रानुसार हलाल किया गया। 
उसके पास द्रोपदी को सुलाया गया । अरव की दपा निकालकर उससे 
यज्ञ किया गया फिर शेष अंग भी होम दिए गये । यज्ञ की समाप्ति के 
बाद ब्ाटमणों की दक्षिणा का नम्बर आया । एक हजार करोड़ निष्कों 
के साथ सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी गयी । फिर पृथ्वी के बदले में 

७ भा भा > >> 





७४ राणा मम 
१. तस्य तेनानुभावेन मृगहिसात्मनस्तदा। 


तपो महत्समुच्छिन्त तस्माद्धिसा न यज्ञिया ॥ अ० २७३ 


६१ 


असंख्य धन दिया गया । ब्राह्मण मालामाल होकर पाण्डवों का जय- 
जयकार*“करते हुए अपने-अपने धर गये । 


इधर जब महाराज युधिष्ठिर का जय-जयकार हो रहा था। 
एक नेवला मनुष्य की वाणी में बोला--'राजन्‌ ! कुरुक्षेत्र के निवासी 
ओर खेत में गिरा हुआ असन बीन कर आजीविका करने वाले दानो के 
एक प्रस्थ सत्तुदान के तुल्य भी यह यज्ञ नहीं है। यह सुनकर सब 
ब्राह्मण बड़े अचरज में पड़े और नकुल से सब बात पूछी । तब नकुल 
बोला--कुरुक्षेत्र में एक धर्मात्मा ब्राहमण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र- 
बधू के साथ रहता था | सब लोग तीसरे दिन भोजन करते थे । किन्तु 
तीसरे दिन भी कभी भोजन मिल जाता था कभी नहीं भी मिलता 
था। एक बार दुभिक्ष पड़ा । भोजन मिलना दुलंभ हो गया। सब के 
सब भूखे रहने लगे। एक बार वे कई दिन के भूखे थे। ब्राह्मण को 
एक प्रस्थ जो मिल गये। उनका सत्तु बनाया गया ॥ धाभिक कृत्य 
करके सबने एक-एक भाग सत्तु का बाँट लिया। उसी समय एक 
भूखा अतिथि द्वार पर आ गया। सब ने प्रसन्नता पूर्वक अतिथि को 
अपनी कूटी में बैठाया । सबने क्रमश: अपना-अपना भाग अतिथि को 
दे दिया । उस दान के फल से वह ब्राह्मण सशथरीर ओर सकुटुम्ब 
स्वर्ग चला गया । उनके चले जाने के बाद मैं (नेवला) अपने बिल से 
निकला । वहाँ पड़े हुए जल, सत्तु की गन्ध, और ब्राह्मण के तप के 
प्रभाव से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया । अब मैं शेष आधे 
शरीर को सोने का करने के लिए यज्ञों में तपोवनों में घूमता फिरता 
हूं। यहां भी यज्ञ की खबर सुनकर आया था किन्तु मैं यहाँ सोने का 
नहीं हुआ । इसी से मैंने कहा है कि एक प्रस्थ सत्तूदान के तुल्य यह 
यज्ञ नहीं है । 

इस आख्यान को सुनकर जनमेजय ने वैशम्पायन से पूछा कि 
यज्ञ फल के तुल्य तो कुछ भी नहीं है, फिर उस नकुल ने यज्ञ की 
निन्‍्द्रा क्‍यों की ? तब वेशम्पायन बोले--एक बार इन्द्र ने यज्ञ किया । 
उसमें जब पशुओं का वलिदान किया जाने लगा तो ऋषियों को दया 
आ गई । ऋषियों ने इन्द्र से कहा--“यह यज्ञ को विधि नहीं है । 
तुम्हारा यह महा अज्ञान है । यज्ञों में पशुओं का बलिदान नहीं 
होता । तुमने यह धर्मेंधातक समारम्भ किया है। हिंसा को धर्म नहीं 


६३ 


कहते । तुप्त तीन वर्ष पुराने धान्य से यज्ञ करो । इस से महाव फल 
मिलेगा ।' * 

किन्तु इन्द्र ने अहुंकार में ऋषियों की बात नहीं मानी । अत: 
यज्ञ में यह महान विवाद खड़ा हो गया कि स्थावर वनस्पति से यज्ञ 
करना चाहिए अथवा जंगम प्राणियों से यज्ञ करना चाहिए । तब इन्द्र 
ने वसुराजा से पूछा कि वृषश्रेष्ठ, आगम का वंया विधान है ? क्‍या 
पशुओं से यज्ञ करना चाहिए, अथवा धान्यबीज से ? वसु ने बलावल 
का विचार न करके उत्तर दिया--'लाये गए पशुओं से हो यज्ञ करना 
चाहिए ।, इतना कहते ही राजा वसु रसातल में समा गया । 
एक आख्यान इसी पे में और भो है--- 


एक बार वर्षा नहीं हुई ! अगस्त्य ऋषि ने यज्ञ किया । फिर 
भी कुछ फल नहीं निकला। तब अगस्त्य ऋषि ने प्रतिज्ञा' की कि मैं 
धान्यवीजों से वर्षों तक यज्ञ करूंगा इसमें कोई विष्न नहीं कर 
सकेगा। मेरे इस यज्ञ को वृथा करन की शक्ति किसो में भी नहीं हैं-- 
इत्यादि । 

यह वात सुनकर और अगरस्त्य के तप का श्रभाव देखकर 
ऋषिगण प्रसन्न हुए । उन्होंने कह,' कि हम तुम्हारे पहले यज्ञों से ही 
सन्तुष्ट हैं । आपको अहिसा इष्ट है यह बहुत अच्छी बात है। अब 
आप सदा यज्ञों में इस अहिसा का हो प्रतिपादन किया करें।' इसके 
बाद बर्षा हुई । 


ऊपर के कथानकों से स्पष्ट है कि महाभारत के द्वारा पुख्य रूप 
से अहिसक यज्ञों का प्रतिपादन करना ही उत्के कर्ता या कर्ताओं को 
इष्ट था। यद्यपि कहीं कहीं उसमें हिसा का भी विधान आ गया है 
तथापि मुख्य प्रतिपाद्य विषय अहिसा ही है। बेदों में हिन्सा बगेरह्‌ 
के विधान को धूतों के द्वारा कल्पित वतलाना तो वैदिक हिसा के 
तत्कालीन विरोध ओर उसके प्रति तीब्र घृणा का संसूबक है। परन्तु 


१. “बोजयशों मयाध्यं वे वहुवर्षसमाचित:। 
वीजैहितं करिष्यामि तात्र विध्नो भविष्यति ॥| 
तेद शक्यं वृथा कर्तु सम सत् कथरूचन ।” आश्वमे ०, अ० ६२ 
२. भवत:ः सम्यमिष्टा तु बुद्धिहिसाविवर्जिता । 
एतामहिसा पज्ेषु ब्रयास्त्व॑ सतत प्रभो॥ 





जरा... धन ००, 


दर 


उन तथोक्‍त घूर्तों ने महाभारत को भी अपनी धू्तता से अछता नहीं 
छोड़ा यह स्पष्ट है। 
महाभारत में प्रतिपादित अहिंसा का संक्षेप में इस प्रकार 
वर्गोकरण या जा सकता है-- 
मन, वचन कार्य से तथा कृत कारित और अनुमोदना से प्राणि- 
वध नहीं करना अहिसा है। अतः-- 

१. माँस भक्षण नहीं करना, मांस' के साथ-साथ मद्य और मधु का 
भी सेवन न करना 

२. ख।ने वाले के लिए, जीव धात नहीं करना । 

३. मांस' को लाने वाला', अनुमोदना करने वाला, मारने वाला, बेचने 
और खरीदने वाला, पकाने वाला तथा खाने वाला ये सब 
हिसक हैं । 

४. पूजा' यज्ञ और श्रुति के लिये जीवधात नहीं करना । 

५० मृगया नहीं करना । 

अन्त में फिर भी यही कहना पड़ता है कि महाभारत एक 
संग्रह ग्रन्थ है और उसमें समय-समय पर समयानुसार बातों का 
संकलन होता रहा है। ६सी से वह भारत से महाभारत बन गया है । 
उसमें ऐसे तत्वों का समावेश है जो परस्पर विरोधी कहे जा सकते हैं । 
और इसके लिए उस आधार पर कोई निर्णय कर सकना शकक्‍्य नहीं 
है। फिर भी उसकी टोन अहिआ के प्रति ही अध्वक झुकी हुई है 
और बहू उसी को धर्म मानता है जो अहिसा" से संयुक्त हो, क्योंकि 
उसकी दृष्टि से धर्म का प्रवचन आअऑहसा के लिये ही किया गया है। 


१, मधुमांसं च में नित्यं वर्जयन्तीहधामिका: । 
जस्मप्रभूति मं च सर्वे ते मुनयः स्मृता: ॥७६॥ 
२. खादकस्थ करते जन्तून्‌ यो हन्यात्‌ पुरुषाधम: । 
महादोषतरस्तत्न घातकों न तु खादक: ॥४६॥ 
३. आह चानुमत्ता च विशस्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपभोक्ता च खादका: सर्व एवं ते ॥४९॥ 
४. इज्या यज्ञ श्रुतिकृतेयों मार्ग रबुधोध्धमः । 
हन्याज्जन्तुन्‌ मांसगृध्तु:स वे नरकभाडूनर: ।।४७॥| 
« अहितार्थाय भूतानां धर्मप्रवचन कंतम । 
' बः स्थादहिसासंयुत्त: स प्म इति निश्चयः ॥१२॥ अ० १०६१ 





६४ 


शान्तिपर्व के प्रारम्भ में अध्याय ३३ में युधिष्ठिर को बेसा ही 
विषाद करते हुए पाते हैं जेसा विषाद अजु न को युद्ध के आरम्भ में 
हुआ था। और जिस प्रकार के बचनों से अजु न का विषाद दूर किया 
गया था उसी प्रकार के बचनों से युधिष्ठिर का भी विषाद दूर करने 
की चेष्टा की गई है। 

युधिष्ठिर तरिषाद करते हुए कहते हैं-'मैंने पुत्र, पोत्र, भाई, 
गुरु, श्वसुर, मामा, पितामह, मित्र, भान्‍्जे आदि सम्बन्धियों की तथा 
सजातीय क्षत्रियों की हत्या की है, यह पृथ्वी शूर बीरों से शून्य हो 
गई है, इसे सोचकर मैं रात दिन जला करता हूं, अपने पति, पुत्र और 
भाइयों से हीन स्त्रियों को आज क्या दशा होगी ? वे हमें कोसती 
होंगी, अपने सम्बन्धियों के अभाव में वे अवद्य ही मर जायेंगी और 
तब मुझे स्त्री हत्या का भी पाप लगेगा। 


युधिष्ठिर के इस विषाद को ज्ञान्त करने के लिए व्यास महा- 
राज कहते हैं--'राजन्‌ ! क्षात्रधर्म का स्मरण करके विषाद मत करो, 
ये सब क्षत्रिय अपने-अपने धर्म से मारे गये हैं, कोई किसी को नह 
मारता है।यह काल ही सब के प्राण लेवा है। आदि गीता के द्वारा 
भी अजु न का व्यामोह इसी प्रकार दूर किया गया था--आत्मा अवि- 
नाज्ञी है, शरीर के नः्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होता अतः 
इसको नाशी समझ कर सोच करना वृथा है । न यह किसी का घात 
करता है और न किसी के द्वारा घाता जाता है, आदि । 

इसी पर्व में आगे लिखा है कि यदि पृत्र, भाई पिता, अथवा 
मित्र अर्थ में विध्न डालें तो उन्हें मार डालना चाहिए यह सब राज- 
नोति है और इसमें छल छप्म सभो उचित बतलाये गए हैं किन्तु वृद्ध 
बालक ओर स्त्री को अवषध्य बतलाया है किन्तु अ७ ६४ के प्रारम्भ में 
अयुद्ध विजय से युद्ध विजय को जघन्य बतलाया है। 


4 


का 


१. 'अयु्देनेव विजय वर्धयेद्‌ । जघन्यमाहुविजयं मुद्धेन व नराधिप ॥१ १॥ 


बौद्ध धर्म और श्रहिसा 


बौद्धधर्म अनात्मवादी है, वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार 
नहीं करता, फिर भी आज के युग में उसके संस्थापक महात्मा बुँदध 
अहिसा धर्म के एक अवतार माने जाते हैं। वे एक क्षत्रिय पुत्र थे और 
युवावस्था में ही धर-बार छोड़कर विरक्त हो गये थे। सुत्तनिपात में 
बताया है कि गृहस्थी में रहते हुये उन्हें किस प्रकार वेराग्य उत्पन्न 
हुआ। बुद्ध कहते' हैं--'अपर्याप्त जल में जिस प्रकार मछलियां तड़ पती 
हैं उसी प्रकार एक दूसरे का विरोध कर तड़पने वाली जनता को 
देख कर भेरे अन्त:करण में भय का संचार हुआ। चारों ओर से 
संसार असार जान पड़ने लगा। संदेह हुआ कि दिशायें कांप रही हैं । 
उनमें आश्रय की जगह खोजते हुए मुझे निर्भय स्थान मिलता 
नहीं था। अन्त तक सारी जनता एक दूसरे के विरुद्ध ही दिखाई देने 
के कारण मेरा मन उद्विग्न हुआ ।' 

उद्विग्न होकर बुद्धदेव ने निर्वाण को खोज में प्रस्थान किया और 
बुद्धयया में चार आयरयंसत्यों को खोज निकाला। वे चार ये हैं--दुःख, 
दुःख के कारण, दुःख का निरोध और दुःख निरोध के कारण । जाति 
(जन्म) दुःख कारक है, जरा दुःख कारक है, व्याधि दुःखकारक है 
मरण दुःखकारक है, अप्रिय समागम और प्रिय वियोग दुःखकारक है, 
यह पहला आर्य सत्य है। पुन: पुनः उत्पन्न होने वाली ओर अनेक 
विषयों में रमने वाली तृष्णा दूसरा आर्य सत्य है। वेराग्य से तृष्णा का 
निरोध करके उप्तसे मुक्ति प्राप्त करना तीसरा आर्य सत्य है। और 
सम्यक्‌ दुष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाचा, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक 
आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌। स्मृति ओर सम्यक्‌ समाधि यह 
अष्टांगिक मार्ग चोथा आय सत्य है। 

चारों आये सत्यों के ठीक-ठीक ज्ञान को सम्यक्‌ दृष्टि कहते हैं। 
अद्रोह, अहिंसा सम्बन्धो संकल्प को सम्यक संकल्प कहते हैं। मृषा, 
पिशुन, परुष और वृधा वचन से विरक्त होना सम्यक्‌ वचन है। 


६. भा० सं० और अहिसा, पृ० ५२। 





६६ 


प्राणिहिसा से विरत होता, बिना दिये लेने से विरत होना, दुराचार से 
विरत होना सम्यक्‌ मर्मान्त है। मिथ्या जीविका छोड़कर सम्यक्‌ 
जीविका से जीवन यापन करना सम्यक्‌ आजीव है। अनुत्पत्ति के लिए 
निश्चय करना, परिश्रम करना, उद्योग करना, चित्त को रोकना, 
उत्पन्न अकुशल धर्मों के विनाश का निश्चय करना, परिश्रम करना 
आदि, अनुत्पन्न कुशल धर्मों की उत्पत्ति के लिए निश्चय करना, 
उद्योग करना आदि, उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति, परिपुर्णता आदि 
का निदचय करना, उद्योग करना आदि सम्यक व्यायाम है। शरीर में 
अशुचि जरा आदि का अनुभव करते हुए, लोक में दौर्मनस्थ और लोभ 
को छोड़कर विहरना सम्यक्‌ स्मृति है । काम से ओर अकुशल धर्मों से 
अलग हो ध्यान को प्राप्त हो विहरना सम्यक समाधि है। इस तरह 
सम्यक्‌ कर्म में अहिसा, अस्तेवय और अव्यभिचार का समावेश होता 
है। और हिसात्मक साधनों से आजीविका न करने का समावेश 
सम्यक्‌ आजीव में होता है। 

यह बताया गया है कि बुद्ध के पूर्व यज्ञ-यागों का बहुत जोर 
था। किन्‍्नु जनता में उनके प्रति अरुचि फंलती जाती थी। राजभय 
से ही लोग उनमें सम्मिलित होते थे । इस सम्बन्ध में बोद्धग्रंथ में एक 
घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है--बुद्ध' भगवान्‌ श्रावस्तो में 
थे। उस समय कोसलराज प्रसेनजीत्‌ महायज्ञ करता था । उसमें पाँच 
सौ बैल, पाँच सो बछडे, पाँच सो बछिया, पांच सो बकरे और पाँच 
सो भेड़ यज्ञ के लिए यूपस्तम्भों से बंधे थे । राजा के दास, दूत तथा 
दूसरे कम चारी दण्डभय से भयभीत हो रोते हुए यज्ञ के सब काम 
करते थे। यह स्थिति कुछ भिक्षुओं ने देखी और भगवान्‌ को इसकी 
सूचना दी। तब भगवान्‌ ने कहा-अह्वमेध, नरमेध, सम्यक पाश, 
वाजपेय ओर निरगंल यज्ञ बहुत खर्चीले हैं पर महत्फलदायक नहीं । 
जिस यज्ञ में भेड़, बकरे, गाय, बैल आदि विविध प्राणी मारे जाते हों 
उसमें सन्त महर्षि नहीं जाते। पर जिस यज्ञ में प्राणियों की हिंसा 
नहीं होती, भेड़, बकरे, गाय-बैल, नहीं मारे जाते ओर जो लोगों को 
अच्छा लगता है उसमें सन्त, महथि जाते हैं। इसलिए सुझ पुरुष को 
ऐसा यज्ञ करना चाहिए।” 


१. भा० सं० और अहिसा, १० ६१ । 


६७ 


इस प्रकार के और भी अनेक उदाहरण बौद्ध-साहित्य में मिलते 
हैं। अतः यह तो स्पष्ट ही है कि बुद्ध याशिक हिसा के प्रबल विरोधी 
थे । इसी से जब बुद्ध को ब्राह्मण धर्म के चोबीस अवतारों में सम्मि- 
लित कर लिया गया तो कविवर जयदेव ने अपने गीत गोविन्द में 
बृद्धावतार की स्तुति करते हुए लिखा है--निरदर्सि यशविधे सदय- 
हृदय-भझशित-पशुघात॑ केशवधृतबुद्ध शरीर। 

धम्म पद में लिखा' है-- 

दण्ड से सभी डरते हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं। अपने 
समान जानकर न मारे और न मारने की प्रेरणा करे ।' 

'सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख को चाह से जो दण्ड से 
मारता है, वह मरकर सुख नहीं पाता । सुख चाहने वाले प्राणियों को 
अपने सुख की चाह से जो दण्ड से नहीं मारता वह मरकर सुख को 
प्राप्त होता है।' 

“नर अचर सभी प्राणियों में प्रहार विरत हो, जो न मारता है, 
न मारने कौ प्रेरणा करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं ।' 

जो विरोधियों के बीच विरोध रहित रहता है, जो दण्डधारियों 
के बीच दण्ड रहित रहता है, संग्रहकारियों में जो संग्रह रहित है उसे 
मैं ब्राह्मण कहता हूं ।' 

'जो अककंश आदरयुक्त सच्ची वाणी को बोलता है, जिससे 
कुछ भी पीड़ा नहीं पहुंचती उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं ।' 

“चाहे दी्घ हो या हस्व, मोटी हो या पतली, शुभ हो या अशुभ, 
जो संतार में बिना दी हुई चीज को नहीं लेता उसे मैं ब्राह्मण 
कहता हूं ।' 

मांसाहार 

इस तरह महात्मा बुद्ध ने किसी प्राणी को मारने या मारने 
की प्रेरणा करने का निषेध किया है। किन्तु यदि कोई प्राणी स्वयं 
मर गया हो, या अपने उद्देश्य से न मारा गया हो, अपने लिए मारा 
जाना न देखा हो, न सुना हो और न वैसी शंका हो तो उस प्राणी 

का मांस ग्रहण करना भिक्षु के लिए वर्जित नहों है। ऐसा मांस 


१. गा० १२६-१३१, ४०४-४०६ । 





ध्द 


तरिकोटि परिशुद्ध कहलाता है और त्रिकोटि परिशुद्ध मांस ग्राह् है। 
वैसे लंकावतार सूत्र में मांस भक्षण का निषेध है। शिक्षा समुच्चय 
नामक वौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि मत्स्य और मांस से अपनी रक्षा नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि लंकावतार सूत्र में मत्स्य और माँस भक्षण का 
निषेध किया है । उसमें लिखा है--दयालु बोधिसत्व के लिए सभी 
मांस अभक्ष्य हैं ।' 

रज और वीय॑ से पैदा होने के कारण तथा प्राणियों के उद्देंग 
का कारण होने से योगी को मांस नहीं खाना चाहिए । मांस, मद्य, 
प्याज और लहसुन योगी को नहीं खाना चाहिए। जो अपने लाभ के 
लिए प्राणी की हत्या करता है और मांस के लिए धन देता है वे दोनों 
पापी हैं। जो दुर्वृद्धि महात्मा बुद्ध के वचन को न मानकर मांस भक्षण 
करता है वह दोनों लोकों का नाश करने के लिए बुद्ध धर्म में दीक्षित 
हुआ है। माँस भक्षी रोरद आदि भयानक नरकों में पाप का फल 
भोगते हैं। अकल्पित, अयाचित और अप्रेरित अन्रिकोटि परिशुद्ध मांस 
नहीं होता, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। मांसभक्षी कुल में 
उत्पन्न हुए प्राणी परस्पर में ही एक दूसरे को खा जाते हैं। और मर- 
कर मांसभक्षी चाण्डाल और डोमों के कुल में, तथा डाकिनी जाति में 
पैदा होते हैं । लंकावतार सूत्र में मैंने मांस की निन्‍दा की है। यदि 
कोई निलंज्ज बुद्धों, बोधिसत्वों ओर श्रावकों के द्वारा निन्दित मांस 
को खाता है तो वह सदा उन्मत्त रहता है। किन्तु मांस भक्षण का 
त्याग करने से मनुष्य ब्रह्मणों ओर योगियों के कुल में जन्म लेता है। 
तथा बुद्धिमान ओर धनवान्‌ होता है । अत: जिसमें हृष्ट--मेरे लिये 
मारा गया, ऐसा देखा हो, भ्रुत-मेरे लिये मारा गया ऐसा सुना हो, 
विशंक--मेरे लिए मारा गया ऐसी शंका हो, वह सब मांस त्याज्य 
है। जैसे यह रोग मोक्ष को विध्न डालने वाला है वैसे ही मांस, मद्य 
बगरह भी मोक्ष की प्राप्ति में विध्न डालने वाले हैं। भविष्य में मांस- 
भ्रक्षी मोही जीव ऐसा कहेंगे कि बुद्ध ने मांस को निर्दोष बतलाया 
है ।--अतः मनुष्यों को उद्वेश पेदा करने वाला मांस नहीं खाना 
चाहिए। क्योंकि वह मोक्ष धर्म का विरोधी है।' 


'धााााणणणाानाणणणााणणाणाणाणणाणभामाााभाभाभाइआइक ३५ इन लललल न 3 चलललतु_ चुकी इलुलुब 
१. एवं तावत्सतत भेषज्येनात्मभाव रक्षा कार्या । तत्रापि न मत्स्यमांसेन लंका- 
बतारपूत्रे प्रतिषिद्धत्वात्‌।' शि० स०, पृ० १३११ 


६८ 


लंकावतार सूत्र के उक्त उद्धरणों से तो त्रिकोटि परिशुद्ध मांस 
भी अभक्ष्य ही ठहरता है, क्योंकि उसका कहना है कि कोई मांस 
त्रिकोटि हे 5 द्व नहीं होता | इसी से उममें' केवल अपने उद्देश्य से 
मारे गए पशु के माँस का ही निषेध नहीं किया किन्तु स्वयं मरे. हुये 
प्राणी के भी सांस का निषेध किया है। 

इस तरह बौद्ध धर्म में साधारणतया तो माँस अभक्षय ही है, 
किन्तु त्रिकोटि परिशुद्ध मांस के भक्षण को लेकर हीतयान्‌ और 
महायान्‌ में मतभेद है। एक उसे भक्ष्य बतलाता है तो दूसरा अभदय 
बतलाया है। हम ऊपर लिख आये हैं कि बुद्ध बहुत दयालु थे। जो कोई 
भिक्षु उनके सामने अपनी कठिनाई रखता था वे तुरन्त अपने नियमों 
में परिवर्तन कर देते थे। विनयपिटक को, जिसमें भिक्षुओं का आचार 
बतलाया है, देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। कुछ उदाहरण इस 
प्रकार हैं-- 

एक' भिक्षु को अमनुष्य (भूत प्रेत) का रोग था। आचार्य 
उपाध्याय उसकी सेवा करते-करते नीरोग नहीं कर सके | सुअर 
मारने के स्थान पर जाकर उसने कच्चे मांस को खाया, कच्चे खून 
को पिया । और उसका वह रोग शान्त हो गया। भगवान ने यह 
बात कही-- 

'भिक्षुओं ! अनुमति देता हुं अमनुष्य वाले रोग में मांस और 
कच्चे खून की ।' 

. उस* समय रोगी भिक्षुओं को चर्बी की दवाई का काम था। 

भगवान ने यह बात कही-- 

'पिक्षुओ ! अनुमति देता हूं चर्बी की दवाई की | रीक की 
चर्बी, मछली की चर्बी, सोंस की चर्बी, सुअर की चर्बी, गदहे की चर्बी ।” 

“उस समय पड़्वर्गीय भिक्षु गाय के चाम को धारण करते थे । 
उसे चारपाई पर बिछाते थे । उस सम्रय एक दुराचारी भिक्षु एक दुरा- 


१, थतत्र उहिश्यकृतानि प्रतिषिद्धानि, ततौअन्तश: प्रकृतिमृतात्यपि प्रति- 
षिढ़ानि ।' 

२. विनेयपिटक, पृ० २१५। 

३. वही, पृ० २६१। 

४. वहीं, पृ० २६१ । 


३७० 


बारी उपासक के घर गया। उस उपासक के पास एक तरुण, सुन्दर, 
दर्शनीय चितकबरा बछड़ा था। भिक्षु की दृष्टि उस बच्चड़े पर 
टिक गई। उपासक ने इसका कारण पूछा। भिक्षु ने कहा मुझे 
उसका चमड़ा चाहिए। उपासक ने बछड़े को मारकर उसका 
चमड़ा भिक्षु को दे दिया। भिक्षु उसे अपने वस्त्र में छिपा कर 
वहां से चला । उस बछड़े की माता गाय ने भिक्षु का पीछा किया। 
भिक्षु का वस्त्र भी खून से सन गया था। अन्य भिक्षुओं ने देखा 
और उससे पूछा--“ब्या तूने प्राणहिसा की प्रेरणा की ? उसने 
स्वीकार किया। भिक्षु हैरान थे कि कैसे कोई भिक्षु प्राणहिसा की 
प्रेरणा करेगा ? भगवान ने तो अनेक प्रकार से प्राणहिसा की निन्‍दा 
और प्राणहिसा के त्याग की प्रशंसा की है। उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ 
से यह बात कही । बुद्ध ने उस भिक्षु को फटकारा और कहा-- 
“भिक्षुओं ! प्राणहिसा की प्रेरणा नहीं करती चाहिये। गाय का चाम 
नहीं धारण करना चाहिए। कोई भी चाम नहीं धारण करना चाहिए । 

किन्‍्तु उस समय लोगों की चारपाइयां चौकियां चमड़े से मढ़ी 
होतो थीं। घिक्षु संकोच करके उन पर नहीं बैठते थे । भगवान से यह 
बात कही ओर भगवान ने बैठने की अनुमति दे दी ।” 
एक दूसरा उदाहरण इस प्रकार है-- 

वाराणसी नगरी में एक सुप्रिया नाम की उपाध्तिका थी। एक 
दिन वह आराम में जाकर भिक्षुओं से पूछती फिरती थी कि कौन 
रोगी है किसके लिए क्‍या लाना चाहिए ? एक भिक्षु ने जुलाव लिया 
था उसके लिये पथ्य की आवश्यकता थी। सुप्रिया ने घर जाकर नौकर 
को आज्ञा दी--“जा, तैयार मांस खोज ला ।” किन्तु सारी नगरी को 
खोज डालने पर भी तैयार मांस न मिला उसने लोटकर सुप्रिया से 
कहा कि तंयार मांस नहीं है, आज मारा नहीं गया। तब सुप्रिया ने 
अपनी जांघ का मांस काटकर, पथ्य तैयार करा, भिक्षु को भेजा 


जब भगवान को ज्ञात हुआ तो उन्होंने भिक्षुसंघ को एकन्न कर 
भिक्षुओं से पृछा--“किसने सुप्रिया उपासिका से मांस मांगा ?” उस 
भिक्षु ने स्वीकार किया कि मैंने सूप्रिया उपासिका से मांस मांगा । 

“लाया गया भिक्षु ?” 

/ (हां) लाया गया भगवन्‌ ।” 


७ 


"खाया तूने भिक्षु ।” 

“खाया मैंने भगवन्‌ ।” 

“समझा बूझा तूने भिक्षु ?” 

“नहीं भगवन्‌ ! मैंने (नहीं) समझा बूझा ।” 

बुद्ध भगवान्‌ ने फटकारा--“कसे तूने मोघपुरुष ! बिना समझे 
बूझे मांस को खाया ?” 

मोघ पुरुष ! तूने मनुष्य के मांस को खाया ।” 

फटकार कर भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया-- 
“पिक्षुओं ! मनृष्य मांस नहीं खाना चाहिए । जो खाए उप्ते थूलच्चय 
का दोष हो । 

उस समय राजा के हाथी घोड़े मरते थे। दुर्भिक्ष के कारण 
लोग उनका मांस खाते ये। भिक्षा के लिये जाने पर भिक्षुओं को भी 
हाथी-घोड़े का मांस देते थे--भिक्षु खाते थे। लोग हैरान होते थे-- 
“कैसे शाक्यपुत्रीय श्रमण हाथी घोड़े का मांस खाते हैं। हाथी घोड़े 
राजा के अंग हैं यदि राजा को जानकारी हो तो उनसे असतन्तुष्ट 
होगा ।” 

भगवान से यह बात कही, भगवान ने कहा--भिक्षुओं हाथी- 
घोड़े का मांस नहीं खाना चाहिए । 

उस समय दु्भिक्ष के कारण लोग कुत्ते का मांस खाते हैं । 

“प्िक्षुओ ! कुत्ते का माँस नहीं खाना चाहिए।” 
उस समय दुर्भिक्ष के कारण लोग सांप का मांस खाते थे । 

मन्षिक्षुओं ! सांप का मांस नहीं खाना चाहिए ।” 

उस समय शिकारी सिह, व्याप्न, चीता, भालू और लकड़बग्घा 
को मारकर उनका मांस खाते थे। भिक्षुओं को मिक्षाचार करते वक्‍त 
उन्हें भी उनका मांस देते थे। भिक्षु उस मांस को खाकर जंगल में 
रहते थे । विह बगेरह मांस की गंध से भिक्षुओं को मारते थे। भगवान 
ने यह बात कही-- 

“प्निक्षुओं ! सिंह, व्याप्त, चीोता, भालू और लकड़बरधे, का 
मांस नहीं खाना चाहिए। 

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि बुद्ध लोकसंग्रही थे--लोकसंग्रह 
की ओर उनकी दृष्टि विशेष थी। अत: लोग जिसे पसन्द करते थे 


७२ 


उसी की वे अनुज्ञा दे देते थे और लोक में जो निद्य माना जाता उसका 
वह निषेध कर देते थे। कहा जाता है कि उस समय क्षत्रियों में मांस 
भक्षण का रिवाज था। बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे। अनेक क्षत्रियपुत्रों को 
उन्होंने अपने धर्म में दीक्षित किया था । उन्हें प्रव्नज्या दी थी, उनके 
घर पर (भिक्षु संघ आहार को जाता था। अतः बुद्ध को अहिसा प्रेमी 
होने पर भी अपने संघ के योगक्षेमर के लिए मांस भोजन करने की 
अनुज्ञा देनी पड़ी किन्तु उसमें इतना प्रतिबन्ध लगा दिया कि वह मांस 
अदृष्ट, अभ्रुतू और अपरिशंकित होना चाहिए। मंशिमनिकाय' के 
जीवकसुत्त में लिखा है-- 

एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में विहार करते थे । तब जीवक 
कोमारभृत्य ने भगवान से कहा--“भन्‍्ते ! मैंने सुना है”--श्रमण 
गोतम जानते हुए (अपने) उद्देश्य से बनाये (अपने) उद्देश्य से किये 
कम वाले मांस को खाते हैं ।” जो ऐसा करते हैं क्या वह भगवान के 
विषय में यथाथ्थंवादी है? भगवान पर झूठा इलजाम तो नहीं 
लगाते ?” 

“जीवक ! जो ऐसा कहते हैं, वह मेरे विषय में यथार्थवादी 
नहीं है। वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। जीवक ! मैं तीन 
प्रकार के मांस को अभोज्य कहता हुँ--दृष्ट, श्रुत और परिशंकित । 
जीवक ! तीन प्रकार के मांस को मैं भोज्य कहता हुं-अदृष्ट, अश्रत, 
अपरिशंकित ।” 

“जीवक ! कोई भिक्षु किसी गांव या कसबे के पास बिहरता 
है। वह म॑ंत्रीपूर्ण चित्त से सारे लोक को पूर्ण कर बिहरता है। उसके 
पास आकर कोई गृहपति पुत्र दूसरे दिन के भोजन के लिये निमंत्रण 
देता है। इच्छा होने पर जीवक | भिक्षु उसे स्वीकार करता है। उसे 
गहपति उत्तम भिक्षान्न परोसता है। उस भिक्षु को यह नहीं होता-- 
अहो ! यह मुझे उत्तम पिण्डपात (भिक्षान्न) परोसे | यह आगे भी 
मुझे उत्तम पिण्डपात परोसे । * 

वह उस पिण्डपात को अलोलुप--अमूछित हो, अनासफ्त हो 
अवगुण का छ्याल रखते निस्तार की बुद्धि से खाता है। तो क्या 
मानते हो, जीवक ! क्‍या वह भिक्षु उस समय आत्मपीड़ा की बात 
सके: कद िटय ० पेन... 445. अजय 5300; कि पक 2 


९. प० २२००-२१ । 


७३ 


को सोचता है, परपीड़ा को सोचता है, उभय पीड़ा को सोचता है। 

“नहीं भन्‍्ते !” 

“क्यों जीवक ! उस समय वह निर्दोष आहार का ही ग्रहण कर 
रहा है न भर 

“हां भन्‍्ते'' 

“जो कोई जीवक ! तथागत या तथागत के श्रावक के उद्देश्य से 
जीव मारता है वह पांच स्थानों से अपुण्य (पाप) कमाता है। ३. जो 
बह यह कहता है--“जाओ गमुक जीव को लाओ ।” “२. जो बह गले 
में रस्सी बांधकर खींचकर लाते पशु को देख दुःख क्षनुभव करता है। 
३. जो वह यह कहता है, "जाओ, अमुक जीव को मारो । ४. जो वह 
जीव को मारते समय दुःख अनुभव करता है। ५-जो वह तथागत के 
श्रावक को अकल्पक (अनुचित अविहित) को खिलाता है। जो कोई 
जीवक ! तथागत या तथागत के उद्देश्य से जीव मारता है वह इन पांच 
स्थानों से अपुण्य कमाता है ।” 

अतः जो अपने उद्देश से मारा गया न देखा हो, न सुना हो 
और न वैसा सन्देह हो उसके मांस को भिक्षू ग्रहण करता है। ऐसा 
बुद्ध का मत था। किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि बुद्ध के इस तरह के 
मांस भक्षण को लेकर भी लोक में चर्चा होती थी । 

सुत्त निपात में एक आमगंध सुत्त है। आमगंध का अर्थ होता 
है--अपवित्र । इस सुत्त में बतलाया है। कि एक तिष्य नाम का ब्राह्मण 
तापस बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है-- 

हे ब्रह्मबन्धु ! तुम पक्षी के मांससे मिश्रित चावल का भात 
खाते हो और मुझ्त पे कहते हो कि आमगंध (अपवित्र वस्तु) योग्य नहीं 
हैं। तो तुम्हारे मत से आमगन्ध किस प्रकार का होता है।' 
इसका उत्तर बुद्ध इस प्रकार देते हैं-- 

“प्राणघात, वध छेंदन, बंधन, चोरी, खोटा बोलना, लूठ- 
खसोट करना व्यभिचार ये सब आमगन्ध हैं, मांस भोजन आमगन्ध 
नहीं है। जो स्त्रियों के विषय में संयमी नहीं है, जो जिहवा लोलुप 
नास्तिक और दुविनीत है उसका कर्म आमगन्ध है, मांस भोजन आम- 
गन्ध नहीं है।' 'जो' मित्रद्रोही, नि्देय अभिमानी, कुंपण और किसी को 


१. पृ० २२०-२१॥। 








३४ 


कुछ भी न देने वाला है उसका कर्म आमगन्ध है , माँस भोजन आम- 
गन्ध नहीं हैं ।” 

“क्रोध, मद, कठो रता, विरोध, माया, ईर्षा, वुधा बड़बड़ाना, 
अतिमान दुर्जनों की संगति, ये सब आमगन्ध हैं, मांस भोजन आमगंघ 
नही है ।” 'जो' पापी हैं, अपने ऋण' को नहीं चुकाता, चंट, घूंसबोर 
और खोटा अधिकारी है, जो जगत में पाप फंलाता है, उसका कर्मे 
आमगन्ध है, मांस भोजन आमगन्ध नहीं है ।'' 

"जिस्ते प्राणियों के प्रति दया नहीं, जो दूसरों को लूटकर उपद्रव 
करता है, जो दुःशील, गाली बकने बाला और अनादर करने वाला है 
उसका कम आमगन्ध है मांस भोजन आमगन्ध नहीं है ।” 


हिसा किसे कहते हैं ? 

अभिधर्मकोश' में 'विचारपूर्वक परके अध्रांत रूप से मारने को 
प्राणातिपात (हिंसा)' कहा है । मारना दो प्रकार से होता है--विचार 
पूर्वक और अविचारपूर्वक । विचार पूर्वक मारना दो प्रकार का है-- 
एक भ्रम से किसी के बदले किसी को मार देना, दूसरा बिना किसी 
भ्रम के जिसको मारने का विचार किया था उसी को मारना | अश्नांत 
मारण भी दो प्रकार का है एक 'स्व' को मारना, दूसरा पर को मारना 
इसका खुलासा इस प्रकार है -- 

यदि "मैं अमुक को मारूंगा' ऐसा विचार करके जिसको मारने 
का विचार किया था उसी को मारता है, उसके बदले में भ्रम से दूसरे 
को नहीं मारता तो वह प्राणातिपात (हिंसा) है। किन्तु यदि बिना 
विचारे श्रम से किसी को मार दे तो प्राणातिपात नहीं है। जैसे देवदत्त 
को मारने का संकल्प करके यदि कोई यज्ञदत्त को मार दे तो वह 
प्राणातिपात नहीं है । इसी तरह यदि कोई देवदत्त के घर चोरी करने 
का विचार करके भूल से यज्ञदत्त के घर चोरी कर ले तो वह चोरी 
नहीं है। अन्य स्त्री के परिभोग का विचार करके यदि अन्य का परि- 


१. “प्राणातिपात: संचिन्त्य परस्याप्रान्तमारणम्‌ ।/ ॥ ४-७३ ॥ 

२. 'प्राणातिपातवदिति । यथा देवदत्तं भारयामीत्यभिप्रायेण बन्नदत्त मारयतों 
न प्राणातिपातों भवति तद्वत्‌। इह अन्यस्मिन्‌ वस्तुनि प्रयोगोभिप्रेतोन्यंच 
वस्तु परभुक्तमिति न स्यात्‌ काममिथ्याचार इत्यपरे । 


--झफुटार्था० पृ० ४०६ । 


छड 


भोग कर ले तो वह काम मभिथ्याचार नहीं है। ऐसा बौद्ध धर्म का 
मंतव्य है । प्राण एक वायु है जो कायाचित से संमिश्चित रहता है। 
उसके विनाश का नाम प्राणातिपात है। अथवा जीवित इन्द्रिय का 
नाम प्राण है। और इन्द्रिय सहित काय को जीवितेन्द्रिय कहते हैं। 
उसके घात का नाम प्राणातिपात है । दूसरे किसी के घात को प्राणा- 
तिपात नहीं कहते, क्योंकि बौद्धधर्म में आत्मा नाम का कोई तत्व 
नहीं है । 

असल में बौद्ध धर्म में चार प्रकार की चेतना के होने पर हिसा 
मानी गईं है। बधक और बधकच्नित्त, बध्य और बध्यचित्त । अर्थात्‌ 
मारने वाला और उसका भाव तथा मरने वाला और उसका भाव | 
जहाँ ये चारों होते हैं वहीं हिंसा होतो है। अतः जहाँ मारने का संकल्प 
नहीं है और भ्रम से दूसरे को मार दिया जाता है। वहाँ चारों बातों 
के न होने से हिसा नहीं मानी जाती । 


अरहिसा भ्रौर दण्ड 


मिलिन्द प्रश्न में महाराज मिलिन्द ने भिक्षु नागसेन से प्रश्न 
किया--“भन्ते नागसेन !” भगवान ने यह कहा है--'किसी की हिंसा ते 
करते हुये प्यार से आपस में हिल-मिलकर रहो |” साथ ही यह भी 
कहा है-'जो दण्ड दिये जाने के योग्य हैं उन्हें दण्ड दो, जो साथ दिए 
जाने के योग्य हैं उनका साथ दो ।! 

भन्ते ! दैण्ड देने का अर्थ है--'हाथ काट देना, पैर काट देना, 
मार डालना, जेल में डालना, मारना-पीटना या देश निकाला देना । 
भगवान को यह बात नहों कहनी चाहिए और वे कह भी नहीं सकते। 
यदि भगवान ने कहा है कि किसी की हिंसा न करते हुये प्यार से 
आपस में हिल-मिलकर रहो। तो वे यह नहीं कह सकते कि जो दण्ड 
दिये जाने के योग्य हैं, उन्हें दण्ड दो । और यदि उन्होंने यह ठोक कहा 
है कि जो दण्ड दिये जाने के योग्य हैं, उन्हें दण्ड दो। तो यह कभी 
नहीं कहा होगा कि किसी की हिसा न करते हुए आपस में हिल-मिल 
कर रहो ।' 

महाराज ! भगवान ने दोनों ही बातें ठीक कही हैं। सभी बुद्धों 
का यह उपदेश है । अहिंसा तो धर्म का प्रधान लक्षण है। बुद्ध के ये 
स्वाभाविक वचन हैं । और जो उन्होंने यह कहा है--“जो दण्ड दिये 


७६ 


जाने के योग्य हैं उन्हें दण्ड दो ।! उसका मतलब कुछ दूसरा ही है। 
उसका मतलब यह है--उद्धत चित्त को दबाना चाहिए । शान्त हो गये 
चित्त को देसा ही बनाये रखना चाहिये। बुरे विचारों को दबाता 
चाहिये, अच्छे विचारों को बनाये रखना चाहिये, बेठीक मन को दबाना 
चाहिये, ठीक मन को बनाये रखना चाहिए। झूठे सिद्धांतों को दबाना 
चाहिए, सच्चे धर्म को बनाए रखना चाहिए। बुरों को दबाना चाहिये, 
भलों को बनाये रखना रखना चाहिये । चोर को दबाना चाहिये, साधु 
को बनाये रखना चाहिये। भन्‍्ते नागसेन |! अब आप मेरी बात से पकड़े 
गए । मैं जो पूछना चाहता था वह अर्थ निकल आया। चोर को 
दबाना चाहिये पर कैसे ? 

महाराज ! चोर को इस तरह दबाना चाहिए--यदि उसे 
डांट डपट करना उचित हो तो डॉट डपट करना चाहिए, दण्ड देना 
उचित हो तो दण्ड देना चाहिये | देश से निकाल देना उचित हो तो 
देश से निकाल देना चाहिये, और यदि फाँसी देना उचित हो तो फाँसी 
दे देनी चाहिए। 

भन्‍्ते ! यह जो चोरों को फाँसी देने की बात है वह क्‍या बुद्ध 
धर्म के अनुकूल है ? 

नहीं महाराज ! 

तो बुद्ध धममें के अनुकूल चोरों को कंसे दबाना चाहिये । 

महाराज ! जो चोरों को फाँसी दी जाती है वह बुद्ध धर्म के 
आदेश करने से नहीं, बल्कि अपनी करनी से । महाराज क्या धर्म ऐसा 
आदेश करता है कि कोई बुद्धिमान किसी बेकसूर आदमी को बेवजह 
सड़क पर जाते हुए पकड़ कर जान से भार दे । 

नहीं भन्‍्ते ! 

क्‍यों नहीं | 

क्योंकि उसने कोई कसूर ही नहीं किया है । 

महाराज ! इसी तरह बुद्ध धर्म के आदेश करने से चोरों को 
फाँसी नहीं दी जातो किन्तु उनकी अपनी करनी से । तो क्या बुद्ध को 
इससे कोई दोष लग सकता है । 

नहीं भन्ते ! 

दे बम से ८ और दण्ड व्यवस्था के सम्बन्ध में बौद्ध 

घ्मे का ण स्पष्ट हो जाता है। अहिंसा दण्ड व्यवस्था की 
विरोधक, नहीं है । अं ः 


जैन धर्म ओर भअ्रहिसा 


जैन धर्म और अहिसा तो परस्पर में इतने सम्बद्ध हैं कि उन्हें 
भिन्‍न-भिन्‍न नहीं किया जा सकता। जेत धर्म का समस्त आचार- 
विचार अहिंसा मूलक ही है। उसके आद्य प्रवतंक भगवान ऋषभदेव 
थे जिनके सम्बन्ध में प्रारम्भ में ही प्रकाश डाला गया है। अन्तिम 
तीन जैन-तीर्थकर नेमिनाथ, पाइवेनाथ और महावीर थे । 

जैन पुराणों के अनुसार नेमिनाथ श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे। 
शौरीपुरके राजा अन्धकवृष्टिके दस पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े समुद्रविजय 
थे और सबसे छोटे वासुदेव । समुद्रविजय के घर में नेमिनाथ का जन्म 
हुआ और वासुदेव के घर में श्रीकृष्ण का। जरासन्ध के भय से यादव- 
गण द्वारिका में जाकर बस गये थे। जूनागढ़ की राजकुमारी के साथ 
नेमिनाथ का विवाह तय हुआ । जब उनकी बारात जूनागरढ़ को चली 
तो मार्ग में एक स्थान पर बाड़े में बन्द पशुओं को देखकर नेमिनाथ ने 
दयाद्रवित हो सारथि से पूछा--ये पशु यहाँ क्यों बन्द हैं ? सारथि ने 
कहा--आपकी बारात में आये राजन्यवर्ग के लिए इनका भोजन 
बनेगा यह सुनते ही नेमिनाथ विरक्‍्त होकर गिरिनार पर्वत पर 
तपस्या करने चले गये । जब वह शुद्ध बुद्ध पूर्णन्ञानी हुए तो श्रीकृष्ण 
अपने भाई बलभद्गर के साथ उनके समवशरण में गये थे और उनका 
उपदेश सुना था । अतः ज॑नपुराणों के अनुसार नेमिनाथ श्रीकृष्ण के 
गुरु थे । 

उधर छान्दोग्य उपनिषद्‌ में देवकी पुत्र श्रीकृष्ण का निर्देश है। 
उन्हें आंगिरस ऋषि ने आत्मयज्ञ की शिक्षा दो थी। उत्त यज्ञ की 
दक्षिणा तपदचर्या, दान, ऋजुभाव, अहिंसा तथा सत्य वचन है। इस 
पर से स्व० श्री धर्मानन्द कौशाम्नी से लिखा है--'अब प्रश्न यह उठता 
है कि क्या यह नेमिनाथ तथा घोर आंगिरस एक ही व्यक्त के 
नाम थे। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में घोर आंगिरस का जो उपदेश है उससे 
और परम्परागत से चली भाई हुई इस (जैन) कहानी से मिलान करके 


७5 


देखा जाये तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कृष्ण के समय में भी 
उत्तर हिन्दुस्तान में अहिसा का अर्थ लोग जानते थे ।' 
--भिा० सं० और अहिसा १० ३८) 
आगे उन्होंने लिखा है--नेमिनाथ या उनके समान और तपस्वी 
तप द्वारा अहिंसा का आचरण करते हों और भक्ति से जो उनके पास 
जाते हों उनको वे इन बातों का उपदेश देते हों, यह सम्भव है। 
मज्ञिम निकाय के (बारहवें) महासिहनाद सुत्त में बुद्ध के बोधिसत्वा- 
वस्था में चार प्रकार के तप का आचरण करने का वर्णन मिलता है। 
28 १28 इन बातों से यह जाना जा सकता है कि अहिंसा तथा दया को 
लोग तपश्चरण का एक प्रकार मानते थे। इन तपों का आचरण 
करने वाले बुद्ध के पूर्व विद्यमान थे । इन लोगों में कृष्ण के गुरु घोर 
आंगिरस--जनों के कहने के अनुसार नेमिनाथ- का होना संभव है। 


भगवान पाइवंनाथ 


अभी तक इतिहासज्ञों ते नेमिनाथ को ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं 
माना है किन्तु जो लोग छान्दोग्य उपनिषद के आधार पर श्रीकृष्ण 
को अहिसा धर्म का उपरेष्टा मानते हैं ओर यह कहते हैं कि जैनों ने 
वहीं से अहिसा को लिया है, उनका यह कथन एकांगी है। अहिसा 
धर्म के उद्गम, प्रचार ओर प्रसार का यदि किसी को श्रेय दिया जा 
सकता है तो केवल जैन-तीर्थंकरों को ही दिया जा सकता है। किन्तु 
इतिहासज्ञ अभी सब तीर्थकरों को ऐतिहासिक व्यक्ति मानने के लिए 
तैयार नहीं हैं। उन्होंने पाइ्वंनाथ और महावीर को ही ऐतिहासिक 
व्यक्ति माना है। श्री कोश्ाम्बी जी ने लिखा' है-- 

ज्यादातर पाध्चात्य पंडितों का यह मत है कि जैनों के तेइसवें 
तीथंकर पादवेनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति थे | चौबीसवें तीर्थंकर वर्धभान 
के जन्म के एक सो अठहत्तर साल पहले पाइवे तीर्थंकर का निर्वाण हुआ। 
पा परीक्षित के बाद जनमेजय गद्दी पर आया और उसने कुरुदेश में 
महायज्ञ कर वेदिक धर्म का झण्डा फहराया। इसी समय काश्षी देश 
में पाइव एक नई संस्कृति की नींब डाल रहे थे। पाएवे का जन्म 
वाराणसी नगर में अइ्वसेन नामक राजा की वामा नामक रानी से 


१. भा० सं० और अ०, पृ० ४०-४१ । 


७६ 


हुआ। ऐसी कथा जैन ग्रन्थों में आई है। उस समय राजा ही अधिकारी 
जमींदारं हुआ करता था। इसलिए ऐसे राजा को यह लड़का होना 
कोई असं भव बात नहीं है। पाश्व॑ की नई संस्कृति काशी राज्य में 
अच्छी तरह टिको रही होगी । क्योंकि बुद्ध को भी अपने पहले शिष्यों 
को खोजने के लिये वाराणसी ही जाना पड़ा था ।' 

'पाइव का धर्म बिल्कुल सीधा-सादा था । हिंसा, असत्य, स्तेय 
तथा परिग्रह इन चार बातों के त्याग करने का वह उपदेश देते थे । 
इतने प्राचीन काल में अहिसा को इतना सुसम्बद्ध रूप्र देने का यह 
पहला ही उदाहरण है।* *''पारव के पहले पृथ्वी पर सच्ची अहिंसा 
से भरा हुआ धर्म या तत्वज्ञान था ही नहीं । पाश्व॑ मुनि ने एक और 
भी बात की । उन्होंने अहिसा को सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह इन 
तोन नियमों के साथ जकड़ दिया । इस कारण पहले से जो अहिंसा 
ऋषि-मुनियों के आचरण तक ही थो और जनता के व्यवहार में 
जिसका कोई स्थान नहीं था, वह अब इन नियमों के संबंध से सामा- 
जिक एवं व्यावहारिक हो गई ।' 

'पाइवे मुनि ने तीसरी बात यह की कि अपने नवीन धर्म के प्रचार 
के लिए उन्होंने संघ बनाए । बोद्ध साहित्य से इस बात का पता लगता 
है कि बुद्ध के समय जो संघ विद्यमान थे उन सबों में जेन साधु और 
साध्वियों का संघ सबसे बड़ा था। पाश्व॑ के पहले ब्राह्मणों के बड़े-बड़े 
समूह थे। पर थे सिर्फ यज्ञयाग का प्रचार करने के लिये ही थे। यज्ञ- 
याम का तिरस्कार कर उसका त्याग करके जंगलों में तपस्या करने 
वालों के भी संघ थे । तपस्या का एक अंग समझ कर. हो वे अहिंसा 
धर्म का पालन करते थे। पर समाज में उसका उपदेश नहीं देते थे ।” 

बुद्ध के पहले यज्ञयाग को धमम मानने वाले ब्राह्मण थे। ओर 
उसके बाद यज्ञयाग से ऊबकर जंगलों में जाने वाले तपस्वी थे । बुद्ध 
के समय ऐसे ब्राह्मण और तपस्वी न थे ऐसी बात नहीं है। पर इन दो 
प्रकार के दोषों को देखने वाले तीसरे प्रकार के भी संन्‍्यासी थे और 
उन लोगों में पाए्वमुनि के शिष्यों को पहला स्थान देना चाहिये ।! 

श्री कौशाम्बी जी का उक्त विवेचन ऐेतिहासिक आधारों पर 
अवलम्बित है । खेद की बात है कि जैन धर्म के उद्गम के सम्बन्ध में 
जो कुछ अब तक ज्ञात हो सका है वह बहुत स्वल्प है। इस दिला में 


द0 


एतद्देशीय विद्वानों की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया गया । वह लोग 
तो विदेशी विद्वानों के आधार पर ही चलते हैं या फिर से यह मानकर 
चलते हैं कि सब ज्ञानों का मूल वेद है। और यह मानकर चलनेवालों 
से न्याय की आशा नहीं की जा सकतो । 


स्व० कौशाम्बी जी उक्त दायरे से निकल कर ही इस निष्कर्ष 
पर पहुंचे हैं कि पाश्वेनाथ के चारों यामों से अहिंसा धर्म का उद्गम 
हुआ । और इस तरह अहिसा धर्म के उद्गम का श्रेय जैन तीर्थकरों 
को ही मिलता है। किन्तु उसकी अवधि ऐतिहासिक आधघारों की 
अवधि को तरह ही सीमित है। यदि इतिहासों ने श्री ऋषभदेव के 
संबंध में खोज की और उसमें उन्हें सफलता मिली तो यह निद्चचत 
है कि अहिसा धर्म के उद्गम का श्रेय उन्हें ही मिलिगा और इस तरह 
उसकी अवधि अति विस्तृत हो सकेगी । क्योंकि जिस तरह मानव की 
हिसा प्रधान घृत्तियां उतनी हो प्राचीन हैं जितना मानव, वैसे ही 
अहिंसक वृत्तियाँ भी उतनी ही प्राचीन हैं। विदेशी विद्वानों का यह 
मत है कि प्रारम्भ में मनुष्य जंगली, आदमखोर वगेरह था। पीछे से 
उसमें सभ्यता का विकास हुआ । किन्तु भारती धर्मों का दृष्टिकोण 
उक्त मत से सर्वथा विपरोत है। वे स्वभावतया मनुष्य को सात्विक 
प्राणी मानते हैं ओर मानते हैं कि एक समय “मनुष्य समाज सुखी, समृद्ध 
ओर संयमी था । जब उसमें असन्तोष और संचय की भावना जागृत 
हुई तभी बुराई का उद्गम हुआ ओर मनुष्य में जिज्ञासा वृत्ति उत्पन्न 
हुई । जिसके निराकरण के लिये 'मा हिस्यात्‌ सर्वभूतानि' जेसी उदार 
भावना का उद्घोष किया गया, जिसमें किसी भी तरह का भेद न 
करके प्राणिमात्र की हिसा न करने का आदेश है। बाद को निक्ृष्ट 
स्वाथंमूलक वृत्तियों से प्रेरित होकर भनुष्यों ने उसमें अपव!दों की 
सृष्टि कर डाली और धीरे-धीरे अपवाद मार्ग को उत्सर्ग और उत्सर्ग- 
मार्ग को अपवाद तक बना डाला, जैसा कि वैदिक युग में हुआ जिसकी 
विस्तृत चर्चा वेदिक धर्म के प्रकरण में की जा चुकी है । 


बोड ग्रन्थ सुत्तनिपात में ब्राह्मण घम्मिक' नाम का एक सुत्त 
है। उसमें वरणित घटना से भी उक्त बात का समर्थन होता है। उसमें 
लिखा है--/एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरी के जेतवन में 
निवास करते थे । उस समय कोसल देश के कुछ बृद्ध कुलीन ब्राह्मण 


डरे 

बढ़ के पास आये, ओर कुशल समाचार पूछकर एक ओर बेठ गये । 
एक ओर बे5कर उन्होंने भगवान से पूछा--हे गोतम ! क्‍या आजकल 
के ब्राह्मण प्राचोन ब्राह्मण घमं का पालन करते हैं ? भगवान ने कहा 
नहीं । तब ब्राह्मणों ने भगवान से प्राचीन ब्राह्मण धर्म बतलाने की 
आर्थना की। भगवान बेले--'प्राचीन ऋषि सयमी और तपस्वी हुआ 
करते थे। वे पांचों इन्द्रियों के विषयों का त्याग कर आत्मार्थ चितन 
किया करते थे। उन ब्राह्मणों के पास पशु और धन धान्य नहीं होता 
था, स्वाध्याय ही उनका धन था। और वे ब्रह्म निधि के रक्षक थे । 
लोक उनके लिए श्रद्धापूर्वक भोजन तैयार करके रखते ओर उसे उन्हें . 
देना उचित समझते थे। वे ब्राह्मण अवश्य थे। और धर्म से रक्षित 
होने के कारण अजय थे । किसी भी कुटम्ब में जाने को उन्हें रोक नहीं 
थी । वे परस्त्रीगामी नहीं थे और न स्त्रियों को बेचते थे । ऋतुकाल के 
सिवाय अन्य समय स्त्रीसंगम नहीं करते थे । वे ब्रहटमचर्य, शील, आजंव, 
मार्दव, तप, अहिंसा और क्षमा को स्तुति किया करते थे । 


“वे ब्र।ह्मण चावल, आसन, वस्त्र, घी, तेल वर्ग रह पदार्थों की 
भिक्षा माँग कर या धार्मिक रीति से इकदठा करके यज्ञ करते थे। 
उस यज्ञ में वे गोबध नहीं करते थे। जैसे मां बाप भाई ओर कुटुम्बी 
हैं बसे ही गाय भी हमारो परम मित्र है, क्योंकि खेती उन्हीं पर अब- 
लम्बित है। वे हमें अन्न देती हैं, शांति और सुख देती है। ऐसा 
जानकर वे ब्राह्मण गाय को नहीं मारते थे ।” 


“परन्तु राज्य की संपत्ति और अलंकृत स्त्रियाँ जैसी अत्यन्त 
क्षुद्र वस्तु से उनकी बुद्धि बदल गई। उत्तम घोड़ों से युक्त रथ, सुन्दर 
महल, सुन्दर स्त्रियां ओर गायों का समूह, इन मानवी उपभोगों का 
उन्हें लोभ हुआ । उनके लिए उन्होंने मंत्र रंचे और वे इक्ष्वाकु राजा 
के पास जाकर बोले--तेरे पास खूब धत धान्य है तू यज्ञ कर ।” 


“इस प्रकार ब्राह्मणों के समझाने पर उस रथर्षभ राजाने 
अश्वमेष, पुरुषम्रेध, सम्यकृपाश, वाजपेय आदि यज्ञ किये और 
बआहमणों को प्रभूत दक्षिणा दी ” ब्राह्मण सम्पत्तिशाली हो गये । 

“उनकी तृष्णा और भी बढ़ी । वे पुनः मंत्र रचकर, इक््वाकु के पास गये 
और बोले--“जैसे पानी, जमीन, सोना और धनधान्य है वैसे गाय भी 
'मनुंष्यों के उपभोग्य हैं। तेरे पास खूब धन है तू यज्ञ कर ।” 


धरे 

“इस प्रकार ब्राह्मणों के समझाने पर उस राजा ने यज्ञ में 
लाखों गाय मारी । वे गायें पर, सींग या दूसरे किसी अवयव से हित 
नहीं करती थी । बकरी के बच्चे को तरह ही शान्त थीं और घड़ों दूध 
देती थीं। उन गायों का राजा ने यज्ञ में वध किया । तब देब, पितर, 
इन्द्र, असुर और राक्षसों ने यह कह कर हाहाकार किया कि गाय पर 
अस्त्र छोड़ना बड़ा अधर्म है। पहले इच्छा, भूख और जरा ये तीन ही 
रोग थे। किन्तु पशुधात के शुरू होने के बाद उनको संख्या अट्ठानवे 
हो गई ॥ 

“इस प्रकार धर्म का विपर्यास होने के कारण शूद्र और वंद्य 
जुदे पड़ गये, क्षत्रियों में भेद पड़ गया और पत्नी पति की अवहेलना 
करने लगी । उच्चकुल के क्षत्रिय ब्राह्मण ओर दूसरे लोग जाति- 
प्रवाद का भय छोड़कर चेन करने लगे ।” 

इस सुत्त से ऐसा पता चलता है कि पहले बाह्मण पशुयाग 
नहीं करते थे और सादा अग्निहोत्र किया करते थे। पीछे से उनमें 
यह बुराई: पैदा हुई | अस्तु-- 


जन तोथंकरों का उपदेश 


“जैसे यदि मुझे कोई डंडे से, हड्डी से, मुक्‍्के से रोड़ासे या ठीकरा 
वगैरह से मारता है, चाबुक आदि से पीटता है, भंगुली दिखाकर 
धमकाता है, ताड़न करता है, सताता है, क्लेश देता है, अथवा किसी 
प्रकार का उपद्रव करता है, तो मुझको दुःख होता है। अधिक क्या, 
मेरा एक रोम भ' यदि कोई उखाड़ लेता है तो मुझको दुःख और भय 
उत्पन्त होता है। इसी तरह सभी जीव, सभी भूत, सभी प्राणी और 
सभी सत्व डंडे तथा ठोकरा वर्गरह से मारे जाने पर, चाबुक आदि से 
पीटे जाने पर, अंगुली दिखाकर धमकाए जाने पर, ताड़न किये जाने 
पर, सताये जाने पर, क्लेश दिये जाने पर और उपद्रव किये जाने पर, 
अधिक क्या एक रोम उखाड़ने का कष्ट किये जाने पर दुःख और भय 
को प्राप्त होते हैं। यह जानकर किसी भी प्राणी को हिंसा न॑ करनी 
चाहिये; उन्हें बलात्कार से दासी दास आदि न बनाना चाहिए, एन्हें 
सताना नहीं चाहिए, उन्हें उद्विग्न नहीं करना चाहिए | अतः मैं कहता 
हैँ कि जो तीर्थथर पहले हो चुके हैं, और जो इस समय वर्तमान हैं 


5३ 


बैथा। जो भविष्यकाल में होंगे वे सभी ऐसा ही उपदेश करते हैं, ऐसों 
भाषण करते हैं, ऐसा ही आदेश करते हैं, ऐसा ही १रूपण करते हैं । वे 
कहते हैं कि किसी प्राणी को मत मारो, बलात्कार से उन्हें आज्ञा न 
दो, बलात्कार से उन्हें दासी दास आदि न बनाओ, उन्हें कष्ट न दो, 
उन पर कोई उपद्रव न करो । यही धर्म अटल है, यही नित्य है, यही 
सदा स्थिर रहने बाला है। समस्त लोक को केवलज्ञान से जानकर 
तोर्थकरों ने यह धर्म कहा' है ।” 

और भो-- 

“यह भगवती अहिसा भयभीतों के लिए शरण है, पक्षियों के 
लिये मुक्त आकाश है, प्यासों के लिये पानो है, भूखों के लिए भोजन 
है, समुद्र में गिरे हुओं के लिये जहाज है, चोपायों के लिये गौशाला है, 
रोगियों के लिये महौषधों है, अटवी में भटके हुओं के लिए सुन्दर मार्ग 
हैं। तथा पृथ्वी जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, हरित बीज, जलचर- 
थलचर, आकाशचर, श्रस, स्थावर आदि सभी प्राणियों का कल्याण 
करने-बाली होने से सबसे विशिष्ट है।' 


अब से लगभग २५०० वर्ष पूर्व अन्तिम तीथथंकर भगवान महा- 
वीर के अन्यतम साक्षात्‌ शिष्य भगवान सुधर्माचार्य ने जैन तीर्थंकरों 
के विषय में यथार्थ ही कहा है। जैन तीथंकर राग-द्वेषों की उस 
दुस्तर घाटी को पार कर लेते हैं जिसमें पड़कर अच्छे-अच्छे ज्ञानी पुरुष 
भी राग-द्वेष के वशीभूत होकर प्राणिमात्र के साथ न्याय नहीं कर 
पाते । वे स्वयं निर्मित मह।मानव होते हैं, अपने ही अनुभवों के आधार 
पर सत्य का दर्शन करके प्राणिम।त्र के हित की कामना से उनकी ही 
भाषा में उसका प्रकाशन करते हैं। पशु-पक्षी तक उनके उपदेद्य से 
लाभ उठाते हैं, उनकी सभा में उनके लिये भी श्थान सुरक्षित होता 
है। वे आत्मौपम्य की भावना से प्रेरित होकर प्राणीमात्र के लिये एक 
ही उपदेश देते हैं--किसी की हिसा मत करो" यही सत्य दर्शन का, 
सत्य तक पहुंचने का एक अचूक उपाय है। इसी में सबका योग क्षेम 
सन्निहित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, सबके 
लिये यही उपदेश है, यही एक आदेश है। किसी सम्प्रदाय विशेष, वर्ग 





१. सुत्रक० २-१-१५ । 





द्ड 


विशेष, वर्ण विशेष, जाति विशेष या देश विशेष के अनुयायियों के 
लिये उसमें किसी रियायत को, छूट को स्थान नहीं है। 

प्राणिमात्र के कल्याण में निरत उन समदर्शी तीर्थंकरों को 
दृष्टि में सब समान हैं। जो उनकी निन्‍्दा करते हैं या उन्हें नहीं मानते 
ओर जो उनकी प्रशंसा करते हैं या उन्हें मानते हैं, दोनों ही उनके 
लिये समान हैं। अत: वे यह नहीं कहते कि जो मेरी बात को न माने 
उस्ते मार डालो या सताओ वे यह भी नही कहते कि मनुष्य ही एक 
सर्वश्रेष्ठ प्राणी है । बाकी की सृष्टि उसी के लिए बनाई गयी है अतः 
मनुष्य का सब पर अधिकार है। वे यह भी नहीं कहते कि पशु मनुष्य 
के खाने के लिए या यज्ञ के लिए पैदा किए गये हैं। उनका तो यह 
कहना है कि सब जीवधारी जीना चाहते हैं जैसे हमें सताये जाने पर 
कष्ट होता है वैसे ही सब शरीरध।रियों को होता है। हम नहीं चाहते 
कोई हमें सताये या दुःख पहुंचाये । इसी तरह अन्य शरीरधारी भी 
यही चाहते हैं। इसलिए किसो को नहीं मारना चाहिए या सताना 
चाहिए । जीने का अधिकार सबको है अत: सबको सबके इस अधिकार 
की रक्षा करनी चाहिए । तब हम भी सुरक्षित रह सकते हैं । 

जो व्यक्ति, जाति, वर्ग या देश केवल स्वयं जीवित रहने की 
भावना रखता है ओर दूसरों को जीवित नहीं रहने देना चाहता वह 
स्वयं भो जीवित नही रह सकता । अहिसा की भावना का उद्गम इस 
आत्मरक्षा की भावना से ही हुआ है । जब किसी से कहा जाता है कि 
दूसरों को मत सताओ, किसी का दिल मत दुखाओ तो सुनने वाला 
इससे कुछ अहंभाव अनुभव करने लगता है। वह अपने को दूसरों 
से बड़ा समझ लेता है और स्वयं को दयालु तथा दूसरों को दयापात्र 
मान लेता है। किस्तु यह अहंभाव भो जैन तीर्थंकरों की दृष्टि में हिसा 
का ही एक रूप है। जैन धर्म का हिसा और अहिसा का विवेचन 
इतना परिष्कृत, परिमाजित ओर सुलझा हुआ है कि उसकी दृष्टि से 
अहिसा संबंधी वहुत सी समस्याएँ स्वयं सुलझ्ष जाती हैं। और 
उसका विस्तृत तथा व्यवहायं रूप आँखों के सामने आ जाता है। 

हिंसा श्रोर अहिसा 


(हिसा' शब्द हननार्थंक 'हिंसि! धातु से बना है। इसलिये 
हिसा का अर्थ होता है किसी को हनना यानी मारना । मारने के 


घर 


मी दो रूप होते हैं-एक तो जान ही ले डालना, दूसरा मारपीट 
करना, सताना या दुःख पहुंचाना | ये दोनों ही रूप हिसा कहे जाते 
हैं। इसलिए प्राणियों के प्राण ले लेने के लिये अथवः प्राणी को दुःख 
देने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम हिंसा है। और 
किसी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। हिसा और अहिंसा की यह 
स्थूल परिभाषा है जिसे ध्षब मानते हैं । 
जैन धर्म के अनुसार किसी के द्वारा किसी प्राणी के मर 
जाने के. हो जाने से ही हिसा नहीं होती । संसार में सर्वेत्र जीव 
पाये जाते हैं और वे अपने निमित्त से मरते भी रहते हैं। फिर भी 
जैन-धर्म इस जीवधात को हिंसा नहीं कहता | उसके मत से तो 
गहसा रूप परिणाम" ही हिंसा है। इसका खुलासा इस प्रकार है-- 
प्रमादी' मनुष्य जो प्राणों का घात करता है वह हिंसा है। यह 
जैन धरम में हिसा का लक्षण किया गया है। इसका मतलब यह है कि 
केवल शआ्ाणों के घात हो जाने मात्र से ही हिसा नहीं होती जब तक 
प्राणों का घात करने वाना अपने कार्य के प्रति प्रमादी न हो। जो 
अपने कर्तव्य के प्रति असावधान है, अत्याचारी और असंयमी है, 
स्वच्छन्दता पूवेंक अपने मन वचन और काय का प्रयोग करता है वह 
प्रमादी मनुष्य ही हिसक है और उसका कार्य हिंसा है। अथवा जो 
क्रोध, मान, माया और लोभ के वशी भूत हो वह हिसक है और उसका 
कार्य हिंसा है। हिसा की इस परिभाषा पर गम्भीरता से विचार 
करने की आवश्यकता है। 
विचारणीय बात यह है कि “अमुक कार्य अच्छा है या बूरा है! . 
धका निर्णय करने की कसौटी क्या है ? कार्य का अच्छा या ब्रा 
होना उसके परिणाम दिखावटी रूप पर निर्भर है या कर्ता के भावों 
पर निर्भर है ? उदाहरण के लिए, एक मनुष्य किसी ड्बते हुये बालक 
को बचाने के लिये जाता है। किन्तु घटना ऐसी घटती है कि वह 
मनुष्य ही उस बालक के डूब जाने में निमित्त हो जाता है। उस 
मनुष्य के, जिसके चित्त में बालक को बचाने की भावना के सिवा 
दूसरा कोई भाव नहीं है, कार्य को अच्छा कहा जाएगा या बुरा ? या 
एक डाक्टर रोगी को नीरोग करने की शुद्ध भावना से उसके फोड़ में 


१. 'प्रमतयोगात्‌ प्राण व्यपरोणं हिंसा ।” तत्त्वार्थ०, ७-६ | 





घ्९्‌ 


चीरा लगाता है। रोगी कष्ट से छटपटाता है किन्तु डाक्टर, उसकी 
वेदना की परवाह न करके अपने कार्य में संलग्न रहता है। उस 
डाक्टर के इस कार्य को अच्छा कहा जायेगा या बुरा । , 


जहाँ तक हमारा अनुमान है कि प्रत्येक समझदार व्यक्ति उम् 
आदमी को तथा डाक्टर को अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि उनकी भावना 
अच्छो है । इसके विरुद्ध एक व्यक्ति अपने दुश्मन के लड़के को पानी 
में डूबता देखकर मन ही मन प्रसन्न है किन्तु ऊपर से हो हल्ला मचाता 
है और यह दिखाने का प्रयत्न करता है कि वह उस लड़के को बचाने 
के लिए उत्सुक है। उसका यह स्वांग देखने में सद्भावनापूर्ण होने पर 
भी दुर्भावनापूर्ण होने से उचित नही है। इसी तरह एक डाक्टर अपने 
किसी धनी रोगी को प्रत्यक्ष में कोई दुख नहीं देता, उसका खूब ध्यान 
रखता है मगर प्रयत्न यह करता है कि रोगी सदा रोगी ही बना रहे 
जिससे उसकी आय का एक स्थायी साधन बना रहे तो उस डाक्टर 
का ऐसा करना भी अनुचित ही कहलायेगा । 


अतः कार्य का अच्छा या बुरा होना कार्य के दिखावटी बाह्य- 
रूप पर निर्भर नहीं है किन्तु कर्ता के मनोभावों पर निर्भर है। जो 
कार्य देखने में अच्छा लगता है, किन्तु यदि करने वाले का उद्देदय 
अच्छा नहीं है तो उसका कार्य अच्छा नहीं कहा जा सकता | परन्तु 
कदाचित बुरा करने जाकर यदि उससे कोई अच्छा का बन जाये तो 
भी उस कार्य का श्रेय उस पुरुष को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 
उसके पीछे उसकी कोई शुभ भावना नहीं थी । जैसे उंचतंत्र में एक 
स्‍त्री की कथा आती है जो अपने अन्धे पति को मारना चाहती थी। 
उसने उसके मारने के लिए मरे हुए साँप के टुकड़े पकाये किन्तु जिस 
बरतन में याँप पकाया गया था उसको वाष्प अन्धे के मुंह पर लगते 
ही उसकी आंखें खुल गईं और उसे दिखाई देने लगा। 
इसके विपरीत जो कार्य देखने में बुर लगता है उसके पीछे 
यदि उसके कर्ता की शुभ भावना है तो वह कार्य अच्छा ही कहा 
जाएगा। अतः किसी काये का अच्छा या बुरा होना उसके वाह्म- 
रूप पर निर्भर नहीं है, किन्तु कर्ता के मनोभावों पर निर्भर है। 
इसीलिए कहा है-- 
“वियोजयति चासुलिने बघेन संयुज्यते ।' 


घ३ 


. अथाँत्‌ प्राणों का वियोग कर देने पर भी हिसा का पाप नहीं 

लबता । इसका खुलासा करते हुए जेन शास्त्रकारों ने लिखा है-- 

उद्यालिदस्मि पादे हरिया समिदस्स सिग्गसट्ठारों। 

वावादेज्ज कुलिगों भरेज्ज तं जोगमासेज्ज ॥ 

रस हि तसस तण्णिमित्तो बंधों सुहुमो वि देसिदो समये । 

भरवज्जो उं पश्मोगेण सव्वभावेरा सो जम्हा ॥ ध्रो० नि०। 

अर्थात्‌--जो मनुष्य देख भाल कर चल रहा है उसके पेर 
उठाने पर यदि कोई जीव पैर के नीचे आ जाए और कुचल कर मर 
जाए तो उस मनुष्य को उस जीव के मारने का थोड़ा-सा भी पाप 
नहीं लगता । क्योंकि उस समय वह मनुष्य पूरी तरह से निर्दोष है । 

हिंसा का पाप तो तभी लगता है जब वह अत्याचार से काम 
नहीं लेता । जैसा कि कहा है-- 

मरदु व जियदु व जीवो प्रयदाचारस्स रिच्छिदा हिसा। 

पयदस्प रत्यि चंधो सा मित्तश समिदस्स ७-प्रक० ३-१७ 

अर्थात्‌-जीव चाहे जिये या मरे, जो अयत्नाचार से--असाव- 
धानी से काम करेगा उसे हिसा का पाप अवश्य लगेगा। किन्तु जो 
यत्नाचार से सावधानता पूर्वक अपना काम कर रहा है उसे प्राणिदध 
हो जाने पर भी हिंसा का पाप नहीं लगता। 

इन उक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्‍यों अपने 
द्वारा किसी प्राणी के मर जाने या दुखी हो जाने पर भी हिंसा नहीं 
होती, ओर अपने द्वारा किसी का घात न होने पर भी हिंसा हो 
जाती है ? 

जो मनुष्य सदा यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है--इस बात 
का ध्यान रखकर अपना कार्य करता है कि उसके कार्य से जहां तक 
हो सके किसी को भी कष्ट न पहुंचे, उस मनुष्य से यदि किसी को 
कदाचित्‌ कष्ट पहुंच भी जाये तो भी वह हिंसक नहीं है। इसके विरुद्ध 
जो मनुष्य यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करता, प्रवृत्ति करते हुए इस 
बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता कि उसके कार्य से किसी को कष्ट 
ने पहुंचे, ऐसा मनुष्य--किसी को कष्ट न पहुंचने पर भी हिंसक हो 
है। उदाहरण के लिए--एक मोटर ड्राइवर किसी शहर की सड़क पर 
कानून के नियमों का ध्यान रखते हुए सावधानी से मोटर ले जाता है, 


ध्ष 


फिर भी कोई बालक अपनी या अपने अभिभावकों की असावधानी 
से मोटर के सामने आ जाता है और मोटर चालक के प्रयत्न करेने 
पर भो कुचल जाता है। कानून या जनमत उस मोटर चालक को 
दोषी नहीं पाता, क्योंकि वह अपने कार्य में बरावर सावधान था। 
इसके विपरीत एक दूसरा चालक उसी नगर की सड़क पर बेतहाशा 
तेजी से मोटर दोड़ाता है और इस बात का बिल्कुल ध्याथ नहीं रखता 
कि कोई दुर्घटना न हो । किसी तरह की दुर्घटना नहीं होने पर भी वह 
मोटर चालक कानून से अपराधी पाया जाता है क्‍योंकि वह अपने कार्य 
में असावधान था । अतः जो प्रमादी है वही हिसक है। जो प्रमादी 
नहीं है वह हिसक नहीं है। इसीलिए जैनधम में हिंसा के दो भेद 
किये हैं--एक द्रव्य हिसा और दूसरी भाव हिंसा। कहीं पर द्रव्य से 
ही हिसा होती है भाव से हिसा नहीं होती । जैसे, ऊपर के दृष्टान्त में 
जो मनुष्य देख देखकर मार्ग चलता है उसके पैर उठाने पर यदि कोई 
उसके पैर के नीचे आकर कुचल जाता है तो वह द्रव्य से हिसा है, 
क्योंकि चलने वाला मनुष्य बहुत सावधान है और उसका आशय एक- 
शुद्ध है--उध्षका किसी को भी कष्ट पहुंचाने का भाव नहीं है। अतः 
वह हिंसक नहीं है, क्योंकि केवल द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं है । 


इसके विरुद्ध कहीं पर भाव से हिंसा होती है, द्रष्य से नहीं 
होती । जेसे, कोई शिकारी शिकार के लिए जंगल में जाता है, वहां 
उसको दृष्टि एक हिरण पर पड़ती है। वह तुरन्त बन्दूक तानकर उस 
पर निशाना लगाता है किन्तु उसका निशाना चूक जाता है, और हिरण 
बच जाता है। यहां यद्यपि हिरण के प्राण बच गए इसलिए द्रव्य हिंसा 
नही हुई फिर भी शिकारी का मन तो अशुद्ध था वह तो हिसा करने के 
लिए ही तत्पर था। अतः मृग मारा जाये अथवा न मारा जाए उसे 
मारने का प्रयत्न करने वाला हिसक ही है। इसी से जैन धर्म में भाव- 
हिंसा को ही हिंसा कहा हैं । द्रव्य हिसा को तो केवल इसलिए हिंसा 
कहते हैं कि उसका भाव हिंसा के साथ संबंध है । फिर भी यह बात 
याद रखनी चाहिए कि द्रव्यहिसा के होने पर भाव हिंसा का होना 
अनिवाय॑ नहीं है । 

सारांश यह है कि द्रव्य और भाव को लेकर हिसा के तीन भेद 


द्द्ह्‌ 

' ” ७. द्रव्य और भाव दोनों से हिता--जैसे ऊपर के दृष्टास्ति में 
शिकारी को बन्दूक के निशाने से हिरण मर जाता है तो वहाँ के के 
मरें जाने और शिकारी का उसको मारने का विचार करने से द्रव्य 
और भांवे दोनों से हिसा कहलायेगी । हि जे ३ 

३. केवल भाव से हिंसा--जैसे ऊपर के दृष्टान्त में शिकारी के- 
बन्दुक छोड़ने पर भी हिरत नहीं मरा। अथवा जैसे कुछ पुरुषों ने 
अन्धकार में एक गुड़ीमुड़ी रस्सी को पड़ा देखकर उसे साँप समझा 
और उसे मारने के लिए अपनी तलवारें खींच कर रस्सी के टुकड़े- 
टुकड़े कर डाले यह भाव से हिसा है, द्रव्य से नहीं है । है 

३. केवल द्रव्य से हिसा--जैसे देख देखकर मार्ग चलते हुये 
मनुष्य के पेर के नीचे किसी जन्तु के मर जाने पर द्रव्य से ही हिसा 
होती है भाव से नहीं । ु 

इन तीन विकल्पों में से पहले और दूसरे विकल्प में ही प्रमाद 
का लगाव है अतः वही हिसा है और उसका करने वाला हिंसक है। 
तीसरे विकल्‍प में प्रमाद का लगाव नहीं है, अतः वह हिंसा नहीं कह्ढी 
जा सकती । 


बौद्ध जौर जेन भावना में भ्रन्तर 


हिंसा को लेकर बौद्ध और जेन भावना में अन्तर है। बौद्ध 
प्रथम विकल्प में तो हिंसा मानते हैं क्योंकि उसका भत है कि जहाँ 
मारे जाने वाला प्राणी हो, मारने वाले को यह प्राणी है, ऐसा ज्ञान 
हो, मैं इसे मारता हूं ऐसी उसकी भावना हो तथा वह प्राणी 
मार दिया गया हो वहीं हिंसा कही जाती है। प्रथम विकल्प में 
चारों बातें हैं अतः वहां हिसा मानना उसके मत से भी उचित है। 
किन्तु दूसरे विकल्प में चारों बातें नहीं हैं अत: वह वहाँ हिंसा नंहीं 
मानता । बौद्ध कहता है--दो प्रकार से प्राणी को मारा जाता है--एक 
विचा र॒पूर्वक, दूसरे बिना विचारे । विचारपूर्वक मारने के भी दो प्रकार 
हैं - एक भ्रम से मारना, दूसरा बिना किसो प्रकार के भ्रम के मारना | 
मारने के लक्ष्य भी दो होते हैं--एक अंपने को मारना, दूसरा पर को 
मारना । अत:--विचार कर दूसरे को अश्नान्त रूप से मारना ही हिंसा 
है + इसका अभिप्राय यह है--यदि “मैं अमुक प्राणी को भारूंगा' ऐसा 
संकल्प करके दूसरे को मारता है और जिसको मारने का संकल्प किया 


(| 


है उसी को मारता है, भ्रम से दूसरे के बदले में दूसरे को नहीं मारता 
तभी हिंसा है। अतः ब्ौद्धमत के अनुसार बिना विचारे जो वध किया 
जाता है, या भ्रम से जो वध किया जाता है--किसी को मारने का 
सं कल्प करके भ्रम से किसी दूसरे को मार दिया जाता है अथवा स्वयं 
अपना जो वध किया जाता है वह हिंसा नहीं है। किन्तु जैन लोग 
बिंगा विचारे अबूद्धि पूर्वक किये गए प्राणिघात को भी हिंसा कहते 
हैं। उनके मत से अबुद्धिपूवंक किये गये प्राणिवध से भी कर्ता को पाप 
लगता है, जैसे बिना समझे भी यदि कोई अग्नि को छू ले तो उसका 
हाथ अवश्य जलेगा। बोडों को जनों की इस मान्यता पर आपत्ति है 
उनका कहना है कि यदि अबुद्धिपृर्यक किये गए प्राणि वध से भी कर्ता 
को अधम होता है तो जैसे परस्त्री का दर्शेन ओर स्पश्ठेन करने से 
कामी को पापी समझा जाता है वैसे ही अबुद्धिपूर्वक भी यदि कोई साध 
परस्त्री का दर्धान कर लेता है या उसका आलिगन कर लेता है तो वह 
भी पापी माना जायेगा । जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में आकर किसी को 
कष्ट देता है तो वह पापी है वैसे ही जेनों के तीर्थंकर अपने ५ाधुओं को 
केश्षलोच करने का तथा कष्टदायक तपस्या करने का उपदेश देते हैं 
अतः वे भी पापी कहे जायेंगे । किसी साधु का विसूचिका रोग से मरण 
हो जाने पर वह मनुष्य हिसक कहा जायेगा जिसका अन्न खाकर साधू 
को विसूचिका रोग हुआ । माता और गर्भस्थ बच्चा दोनों पापी ठहरेंगे, 
क्योंकि दोनों परस्पर में एक-दूसरे के दुख में निर्मित्त हैं। मक,न के 
गिरने से किसी प्राणी का घात हो जाने पर अचे तन ईंट पत्थरों को भी 
पाप लग्रेगा। जंसे अग्नि को स्वयं न छूकर यदि किसी प्राणी को 
स्पर्श कराया जाए तो अपना हाथ नहीं जलता वैसे ही किसी दूसरे के 
द्वारा किसी का धात कराने पर कराने वाले को पाप नहीं लगेगा। 
अत जैन मान्यता उचित नहीं है ऐसा बौद्धों का अभिप्राय है। जो 
विचारणीय है । 
इस पर विचार करने से पहले यह स्मरण रखना आवश्यक है 
कि बोद्ध धर्म आत्मतत्त्व को नहीं मानता । साथ हो साथ प्रत्येक वस्तु 
को स्वभाव से ही विनाशी मानता है। अर्थात्‌ घड़ में लकड़ी मारने से 
घढड़ा नहीं फूटा वल्कि-अपने स्वभाव से ही नष्ट हो गया है ऐसा उसका 
मम्तव्य है। अतः प्राण का मतलब है - इन्द्रिय सहित शरीर या काय- 
से मिश्चित वायु । ओर उसके घात से मतलब है--उस हारीर की आगे 


१ 


के क्षण में होने वाली सन्‍्तान को रोक देना। अर्थात्‌ काय-चित की जो 
एक सन्‍्तात चल रही थी चह खतम कर दी गई वही हिंसा है किल्कु 
इसके विरुद्ध जेनधर्मं आत्मतत्त्व को मानता है, उसे अखण्ड अबिनाधी 
तत्व स्वीकार करता है। और उसमें होने वाली प्रत्येक बिकृति:को 
मोहजन्य मानता है। मोहनीय कर्म ही आत्मा की दुरवस्था का कारण 
है । उसी के भाई-बन्धु राग और द्वेष हैं, वही जीवात्मा के अज्ञानी 
होने में कारण है। वही उसे अपने कतंव्य के प्रति प्रमादी बनाता है-- 
उसी के कारण काम क्रोधादि कषायों की सृष्टि होती है । सारांश यह 
कि मोह ही सब बुराइयों की जड़ हैं ।शरीर से मोह होने के कारण 
ही मनुष्य उसकी पुष्टि ओर सुख के लिए दूसरों को सताता है या 
दूसरों को सताने के भाव करता है अथवा इस बात की तरफ बिल्कुल 
ध्यान नहीं देता कि उनके व्यवहार से दूसरों को कष्ट पहुंच सकता 
है । किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार 
करना या इस बात को बिल्कुल असावधान होकर प्रवृत्ति करना, 
सव मनुष्य की जघन्य स्वार्थभूलक व।सना के ही परिणाम हैँ। स्वार्थी 
और आरामतलब मनुष्य सदा अपने ही सुख और आराम की चिन्ता 
किया करता है और वह उसमें इतना डव जाता है कि उसे इस बात 
का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कि इस जगत में दूसरे भी प्राणी रहते 
हैं और उनको भी अपना जीवन उतना ही थ्यारा है जितना मुझे । ऐसा 
मनुष्य ही स्वार्थ में बाधा उपस्थित होने पर दूसरों को जानबूझकर 
कष्ट पहुंचाता है। अत. हिंसा की जड़ मनुष्य की इस असावधानता 
में ही समाई हुई है। ऐसे स्वार्थी और अयत्नाचारी मनुष्य से भेले ही 
किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचे किन्तु वह ऐसा करके स्वयं अपनी ही 
हानि करता है अतः वह आत्मघाती है । 
स्थूलदृष्टि विचारकों ने हिंसा पर विचार करते समय केवल 

उसके बाह्य रूप पर ही विशेष दृष्टि रखी है । प्रायः सभी ने किसी 
प्राणी के प्राणों को घात करने का नाम हिंसा कहा है। किन्तुं किसी 
प्राणी के प्राणों को घात करने की भावना का उदय होना भी हिच्चा है 
यह किसी ने नहीं सोचा । इस भावना का उदय होने के बांद 

जो किसी का घात कर बेठता है वह तो उस भावना का परिणाम है। 
अतः वास्तविक हिंसा तो मनुष्य की हिंसक भावना हैं और जिसमें यह 
दिसिक भावना है वहू किसी की हिसा करे या न करे किस्तु' महू हिंसक 


8२ 


है । क्योंकि जो हिंसक भावना को जम्म देता है वह सबसे पहले तो इस 
बेकार के दुविचारों को अपने में स्थान देकर अपना ही घात करता 
है अपना ही ब्रा करता है। जो अपने हाथ में जलता अंगार लेकर 
दूसरे के घर में आग लगाने का प्रयत्न करता है सबसे प्रथम वह अंग्रार 
ढसी का हाथ जलाता है। इसीलिए जैन शास्त्रकारों ने कहा है-- 


स्वत्तेवात्मतात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रभादवान्‌। 
पूर्व प्राण्यन्तरारां तु पश्चाद्‌ स्थाह्ा न वा वध: ॥। 
सर्वार्थ /--७-१३ । 


अर्थात्‌-प्रमादी मनुष्य पहले तो स्वयं अपनी ही आत्मा का 
घाव करता है। अन्य प्राणियों का घात तो वाद की चीज है वह हो, न 
भी हो। इस तरह जब बौद्ध धर्म केवल प्र के घात को ही हिंसा कहता 
है और वह भी उस अवस्था में जब मारने वाले ने मरने से पहले 
उसके मारने का संकल्प किया है तथा संकल्प करने पर भी जिस 
प्राणी के मारने का संकल्प किया हो उसी को मारा हो । यदि बिना 
संकल्प किये किसी को मार दिया हो या किसी के मारने का संकल्प 
करके किसी दूसरे को मार दिया हो अथवा जिसको मारने का संकल्प 
किया था उसको मारने का पूरा प्रयत्न करने पर भी वह प्राणी बच 
गया हो तो बह हिंसा नहीं कहलाएगी। इसके विपरीत जैन धर्म कहता 
है कि मनुष्य का अयत्नाचार पूर्वक प्रव॒त्ति करना ही हिसा है। उसका 
यह कततंव्य है कि सावधानता पूर्वक अपना प्रत्येक काम करे और इस 
बात का पूर्ण ध्यान रकखे कि उसके किसी कार्य में किसो को किसी 
प्रकार की हानि या कष्ट न पहुंचे । अपनी इस पवित्र भावना और 
जागरूक प्रवृत्ति के होते हुए भी यदि किसी को कष्ट पहुंच जाता है, 
कोई मर जाता है तो भी वह मनुष्य हिसक नहीं है और इसके विप- 
रोत दूसरों के भले-बुरे का कतई ध्यान न रखकर अपना ही स्वार्थ- 
खप्नन करने को भावना से प्रवृत्ति करते हुए भले ही किसी को कष्ट 
न पहुंचे तो भी वह अयत्नाचारी मनुष्य हिंसक है। इस तरह जैन धर्म 
हिंद्ा के परिणाम पर लक्ष्य न रखकर मनुष्य की हिसक वृत्ति पर 
सक््य रखता है और उसे अपने करतंव्य के प्रति सदा जागरूक रखकर 
जगत के समस्त प्राणियों के प्रति अहिसक वृत्ति से वरतने की भावना 
को ओोस्साहन देता है और इस तरह हिंसक भावना को मिटाकर हिसा 


€३ 


की जड़ पर कुठाराधात करता है। यदि विना विचारे या भ्रम से 
किये गए प्राणिवध को हिसा नहीं माना जाएगा अथवा किसी को 
मारने का संकल्प करके ओर संकल्प के अनुसार प्रयत्न करके भी यद्धि 
वह बच जाता है, इसलिए उसे हिंसा नहों माना जाएगा तो बड़ी 
अव्यवस्था उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिए, कुछ बमवर्षक विभाग 
लन्‍्दन पर बमवर्षा करने के विचार से जाते हैं, किन्तु लक्ष भ्रष्ट होकर 
लन्दन के बजाय किसी दूसरे शत्रु देश पर बमवर्धा करके घन-जन की 
अपार क्षति कर देते हैंतो क्या इसे हिंसा नहीं कहा जाएगा ? 
था बमवर्षा के इरादे से जाकर भी शत्र॒ुदेश की जागरुकता के कारण 
यदि वे बमवर्षा न कर सके तो कक्‍्य। उन्हें युद्धछ तथा हिसक नहीं कहा 
जाएगा ? एक चोर चोरी के लिए जाता है किन्तु घर के लोगों के 
जाग जाने से चोरी नहीं कर पाता तो क्‍या वह चोर नहीं कहा 
जायेगा। अथवा चोर जिसके घर में चोरी करने के विचार से गया 
था उसके घर में चोरी न करके प्रम से दूसरे के प्र में चोरी कर 
लेता है तो क्या वह चोरी नहीं कही जायेगी ? अत: चाहे जान-बूझ्षकर 
किसी की हिंसा की गई हो या अनजान में अपनी असावधानी से किसी 
को हिसा हो गई हो, दोनों ही हिसा है। क्योंकि बौद्ध धर्म के ग्रन्थों में 
लिखा है कि यदि कोई बालक धूल को हूं। अन्न समझ कर बुद्ध को 
भिक्षा देने के लिए उद्यत हो तो उसे उसका फल राज्यप्राप्ति के रूप 
में मिलता है। अत: जिस प्रकार मिथ्या संकल्प होने पर भी उससे 
पुण्यबंध होता है क्योंकि संकल्प करने वाले की भावना प्रशस्त है वैसे 
ही बिना विचारे किये गये वध से या भ्रम से किये गये वध से भी हिसा 
का दोष अवध्यंभावी है क्‍योंकि कर्ता की भावना ओर प्रवृत्ति अच्छी 
नहीं है। अत हिसा और अहिसा कर्ता की भावना पर निर्भर है इंस्री 
के प्रकाश में बोद्ों के द्वारा उठाई गई आपत्तियों का पर्दाफाश हो 
जाता है। ं 


जैसे क्रोधी मनुष्य क्रोध में आकर यदि किसी को कष्ट देता है 
तो वह पापी है वैसे हो जैन तीर्थंकर यदि क्रोध में आकर अपने साधुओों 
को तपश्च रण करने का या केशलोच करने का उपदेश दें तो वे भी 
हिंसक कहलायें । किन्तु उसके अन्तरंग में क्रोध का लेश भी नहीं झेता। 
यदि हो तो बह तीर्थंकर नहीं है। जैसे चिकित्सक रोगी की चिकित्सा 


हर 


करता है। रोगी को सुख पहुंचाना या दु.ख पहुंचाता उसका उद्देश्य 
नहीं है उसका उद्देश्य तो रोगा को नीरोग करना है, नीरोग करने के 
लिए वह उसकी चिकित्सा करता है। चिकित्सा करते हुए रोगी को 
दुःख भी पहुच सकता है ओर सुख भी हो सकता है इसी तरह मुक्ति 
का साधन न सुख ही है ओर न दुःख ही है। किन्तु उसमें लगने के 
बाद दुःख हो या सुब्व हो इसकी परवाह नहीं की जाती । अतः कष्ट- 
दायक प्रतीत होने वाले उपदेक्षों के मूल में कोई दुर्भावना या अज्ञान 
न होने से उन उपदेशों का उपदेष्टा क्रोधी मनुष्य की तरह पापी नहीं 
कहा जा सकता । 

इसी तरह यदि दाता अच्छे भावों से सात्विक भोजन भिक्षु को 
देता है तो भिक्षु को रोग हो जाने पर भी दाता को उसका दोष नहीं 
दिया जा सकता। हां यदि दाता ने असावधानी से भिक्षु को अपथ्य- 
कर भोजन कराया हो तो वह अवश्य दोषी है । 

अपने निमित्त दूसरे को दु.ख पहुंचाने से अवश्य पाप होता है 
यह कोई ऐकान्तिक नियम नहीं है किसी वीतरागी साधु को देखकर 
यदि उसके किसी विरोधी मनुष्य को दु ख होता हो, या मरणान्पुख 
'पुत्र को देखकर यदि उसके सगे सम्बन्धों दुखी होते हों तो उसकी 
वजह से उस साधु को अथवा उस मरणोन्मुख पुत्र को पाप का लेश 
भी नहीं लगता । इसी तरह अपने निमित्त से किसी को सुख पहुंचाने 
से ही अपने को पुण्य लगता है ऐसा भी एकान्त नियम नहीं है। यदि 
कर्ता का अभिप्राय दूसरे को दुःख पहुंचाने का है तो दूसरे को दुःख 
पहुंचे या न पहुंचे कर्ता अपराधी है। इसी तरह यदि कर्ता का अभि- 
प्राय दूसरे को सुख पहुंचाने का है तो दूसरे को सुख पहुंचे या न पहुंचे 
कर्ता अपनी शुभ भावना से शुभफल का भागी है। ईंट पत्थर अचेतन 
हैं उनमें त किसी को दुःख पहुंचाने की भावना है और न सुख पहुंचाने 
की। अतः यदि मकान गिरने से किसी प्राणी की मृत्यु हो जाये तो 
अचेतन होने से मकान को पाप का भागी नहीं कहा जा सकता। हां, 
यदि किसी ने किसी के मकान में आग लगा दी हो और आग में जल- 
कर मकान के गिरने से कोई मर गया हो तो उसका दोषी आम लगाने 
बाला है। - 

यह तो हुआ दूसरों का घात करने की भावना का विस्लेषण । 
इसी तरह यदि कोई अपना घात करता है तो वह भी हिंसक है, क्योंकि 


€४ 

उसने अपना घात किया है। घात करना अपराध है चाहे वह पराया 
घात हो या अपना । घातक भावना दोनों अवस्थाओं में हैं, अन्तर 
केवल इतना है कि एक जगह उसका लक्ष्य दूसरा व्यक्ति हैं भर 
दूसरी जगह वह स्वयं है, हम नहीं समझते कि बोद्ध धर्म में आत्मघात 
को हिंसा क्‍यों नहीं माना गया जबकि वहां वे चारों बातें वर्तमान हैं 
जिनके होने पर ही बोद्ध धर्म में हिसा मानी जाती है । 

अतः हिसा को लेकर जेन ओर बौद्ध भावना में महान अन्तर 
है। जो एक उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है-- 

बौद्ध का कहना है कि कोई पुरुष मनुष्य को अथवां बालक को 
खली का पिन्ड समझकर उसे छूल में वेधकर आग में पकाबे तो उसे 
प्राणी के वध का पाप नहीं लगता और वह पवित्र माहार हो सकता 
है, क्योंकि जो कार्य भूल से हो जाता है या जो मन के संकल्प के बिना 
किया जाता है वह पाप का कारण नहीं है। जैनों का कहना है कि 
कोई पुरुष खली के पिण्ड को भो यदि “यह पुरुष है! ऐसा मानकर, 
शुल में वेघकर पकाता है, अथवा तुम्बे को बालक मानकर पकांता है 
तो वह प्राणी के वध करने के पाप का भागी है। 


अ्रहिसा श्रव्यवहायं नहीं है 
इस तरह जैन धर्म हिंसा के दो भेद करके द्रव्यहिसा और भाष- 
हिंसा को अलग कर देता है ओर भावहिंसा को ही हिंसा मानता है। 
किन्तु जगत में द्रव्यहिसा को ही हिसा कहा जाता है, इसी से “जीव 
जीव +। खाद्य है' इस सिद्धान्त को स्वीकार करके अनेक समझदार 
मनुष्यों तक ने अहिसा को अव्यवहायं तथा हिंसा को अपरिहार्य मान 
लिया है उनका कहना है-- 
जले अन्तु: स्थलेजन्तुराकादी जस्तुरेव थे । 
जन्तुमालाकुले लोके कथ्यथ भिक्षु रहिसक:ः ४ 
जल में जंतु हैं, और आकाश में भी जन्तु हैं। इस तरह जब 
समस्त लोक जन्‍्तुओं से भरा हुआ है तब कोई साधु अहिसक कैसे हो 
कह । इस आपत्ति का परिहार जेनशास्त्रों में इस प्रकाद किया 
गया है-- 
सुकमा न॒प्रतिपोडयन्ते प्रारिषन: स्थलसूतंय: । 
ये शक्यास्ते विवज्य॑न्ते का हिसा संयतात्मन: ॥' 


६६ 
जीव दो प्रकार के होते हैं--सृक्ष और बादर | जो दिखाई 
नहीं देते तथा जो न किसी को रोकते हैं और न किसी से रुकते हैं उन्हें 
सूक्ष्म कह्दते हैं । ऐसे सूक्ष्म जीवों को तो कोई पीड़ा दी ही नहीं जा 
सकती । रह गए स्थल-मूर्ति बादरजीव | उनमें से जिनकी रक्षा की 
जा सकती है उनको रक्षा की जाती है। अत: संयमी मनुष्य को हिसा 
का पाप कैते लग सकता है।' इसी बात को ओर भो स्पष्ट करते 
हुए कहा है - 
“विष्यग्जीवच्ििले लोके बव चरन्‌ फोप्यमोक्ष्यत। 
भावकसाधनो वन्धमोक्षो चेन्‍न्ताभविष्यतास ॥ 
'यदि बन्ध ओर मोक्ष भावों के ऊपर हो निर्भर न होते तो 
जीवों से भरे हुए इस जगत में कोन मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता ? 
अतः जो मनुष्य प्राणियों की हिसा करने के भाव रहीं रखता, 
बल्कि उनको बचाने के भाव रखता है वह हिसक नहीं है और इस- 
लिए उसके द्वारा सावधानी रखते हुए भी जो द्रव्यहिंसा हो जाती है 
वस्तुत: वह हिंसा नहीं है ' 
हिंसा और अहिसा की इस परिभाष। के प्रकाश में उक्त प्रकार 
को अनेक आश्वंकाएँ और श्रान्तियां दूर हो जातो हैं। जिनके कारण 
ही अहिंसा को व्यवहार के अयोग्य मान लिया गया है। 


अहिसा के भेद 
अहिसा को व्यावहारिक रूप देने के लिये जैन तीर्थकरों ने 
अहिसा के दो भेद किये हैं--एक स्वदेश अहिसा, जिसे अहिसा महा- 
बत कहा है ओर दूसरा एकदेश अहिंसा, जिसे अहिसा अणुन्नत कहा है । 


अहिसा महाव्नत 

प्रभाद के योग से कभी भी किसी प्राणी के प्राणों का घात न 
करने को अहिसा महाश्नत कहते हैं। इस अहिसा महान्नत का पालन 
साधु करते हैं जो कामिनो और कंचन के चक्कर में नहीं हैं। ससार 
भर की स्त्रियां उनके लिये, माता, बहिन, या बेटो के समान हैं । 
सारा विश्व उनका कुटुम्व है, महल और झोपड़ा, नगर और जंगल, 
घूलि और कंचन उनके लिये समान है। अतएव थे सच्चे समदर्शी 
होते हैं। जब वे चलते हैं तो सावधानतापूर्वक दृष्टि नोची करके चलते 


&€७ 


हैं, जिससे पृथ्वी पर चलने-फिरने वाले किसी क्षुद्र जन्तु तक की उनसे 
कोई बाधा न पहुंच सके । मन में भी कभी भी, किसी के प्रति कोई 
दुविचार नहीं आते । जो लोग उन्हें सताते मारते या पीड़ा पहुंचात्े हैं 
उनके प्रति भी उनका क्षमाभाव रहता है। क्रीध का बड़े से बड़ा प्रसंग 
उपस्थित होने पर भी वे कभी क्रोधित नहीं होते | वे या तो एकाकी 
रहते हैं अथवा इसी प्रकार के साधुओं के संघ में साथ रहते हैं। उनके 
पास संपत्ति के नाम पर केवल एक कमण्डल और पीछो होती है और 
अयना कहने के लिये केवल एक दारीर | किन्तु उससे भी उन्हें मोह 
नहीं होता । न उच्हें जीवन को चिन्ता सताती है और न मृत्यु का 
भय । वे दिन में एक बार आहार की खोज में निकलते हैं और यदि 
उन्हें आदरपूर्व कर शुद्ध भोजन मिल जाता है तो ग्रहण कर लेते हैं, 
अन्यथा लौट आते हैं। यदि भोजन विरस होता है तो सरस भोजन की 
इच्छा नहीं करते और यदि सरस होता है तो उसमें लिप्सा नहीं 
रखते । जब बोलते हैं तो हित और मित वचन ही बोलते हैं। इस 
तरह अपने मन, वचन और कर्म पर उनका पूर्ण नियन्त्रण होता है 
एक पूर्ण अहिसक के लिये जिसका होना आवद्यक है, क्योंकि अपने 
मन, वचन और कर पर नियन्त्रण किये बिना कोई अहिसक नहीं 
बन सकता । 

जैन शास्त्रों में ऐसे अहिसक साधुओं के जीवन-वृत्तान्त भरे हुए 
हैं जिन्होंने घोर विपत्ति के प्रसार में भी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक 
रूप से अहिंसा का पालन किया। संक्षेत में-- 

साधु को जीवन निर्वाह के लिये पांच आवश्यक कार्य करने 
पड़ते हैं--चलना, बोलना, आहार करना, अपने पींछी कमण्डलु आदि 
को रखना, उठाना तथा मलमूत्र त्यागना | उसके लिए पांच समितियां 
कही हैं, ई्यांसमिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आहार निक्षेपण 
समिति और उत्सगें समिति । 

पातंजल योगदर्शन में महाव्॒त 

पातंजल योगदर्शन के साधनपाद में अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचयं और अपरिग्रह को यम कहा है और जाति, देश, काल और 
समय के अवच्छेद से रहित होने पर ये सा्वभौम महान्नत होते हैं। 
पया-- 


हद 


अ्रहिसासत्यास्तेपब्रह्म चर्यापरिग्रहा या: ॥३०॥। 
जाति देशकाल समयानवच्छिन्ना: सावंभोमा महाव्नतम्‌ ॥३१:। 


इस प्रकार का कथन हमें वैदिक्र बांगमय में कहीं भी दृष्टि- 
गोचर नहीं हुआ । अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचयं शब्द तो उपनिषदों में 
मिलते हैं किन्तु इन पांचों का एक साथ महात्रत रूप से कथन जैन 
वाइमय में ही मिलता है। यंथा-- 
हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्र तम्‌ ॥ 
देशसर्बतो5णुमहती ॥. --तंत्वार्थ सूत्र ७१-२॥ 


अर्थात्‌-हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्म और परियग्रह से विरति को 
ब्रत कहते हैं। उसके दो भद हैं एक्र देश से विरति अणव्नत है और 
स्वदेश विरति महाब्रत है। व्यास भाष्य में उक्त सूत्रों का विवेचन 
करते हुये कहा है--सव प्रकार से सबकाल में सत्र प्राणियों का द्रोह न 
करना अहिसा है । आगे के जो यम नियम आदि हैं उनका मूल अहिसा 
है, क्योंकि अहिंसा की सिद्धि के लिये ही उनका कथन किया गया है। 
उस अहिसा को निर्मल करने के लिये ही वे ग्रहण किये गए हैं । कहा 
भी गया है-- वह यह ब्राह्मण जंसे-जेसे बहुत ब्रतों को करता है वेसे-वंसे 
प्रमाद से किये गए हिसा के कारण मिथ्याभाषण आदि से निवृत्त होता 
हुआ उसी शुद्ध रूप आऑहइसा को करता है । 


वाणी और मन का यथार्थयना सत्य है। जेसा देखा हो, जंसा 
अनुमान किया हो, जैसा युना हो वेसा ही यदि मन ओर वाणी भो हो 
तो वह सत्य है। जो वाणी अन्य पुरुष के चित में, जेसा अपने चित्त में 
बोध है वेसा ही बोध उत्पन्न करने के लिये कही गई है, वह यदि अन्य 
को वंचना करने वाली न हो, भ्रान्त न हो, निरर्थक न हो तो सत्य 
है। इस प्रकार की वाणी भी सब प्राणियों के उपकार के लिये होनी 
चाहिये, प्राणियों के उयघात के लिए नहीं होनी चाहिये। और यदि 
इस प्रकार से कहा गया भी वचन प्राणियों के उपधातपरक हो तो 
वह सत्य नहीं होता, पाप ही होता है। उस पुण्य के समान प्रतीयमान 
पुण्य सदश वाक्य से वक्‍ता दुःखस्वरूप तम-नरक को ध्राप्त होगा । 
अतः परीक्षा करके सब प्राणियों का हित कारक सत्यवचन बोलना 
चाहिए । 


€& 


शास्त्रोक्त विधिरहित परद्रव्य को ग्रहण करना चोरी है। 
उसका निषेध अस्पृहारूप अर्थात्‌ मन से भी अन्य के द्रव्य के ग्रहण 
करने की इच्छा का अभावरूय॑ अस्तेयब्रत है। 

गुह्म इन्द्रिय जो उपस्थ है उसका- संयम ब्रह्मचर्य है। विषयों में 
अजेनदोष, रक्षणदोष, क्षयदोष, संगदोष, हिसादोष देखने से उनको 
स्वोकार न करना अपरिग्रह है। यह पाँच यम हैं। 


यह व्यासभाष्य का कथन जैन शास्त्रों के ही अनुरूप है। आगे 
पातंजल-योगसूत्र है--'वितकंबाबने प्र।तपक्षमावनस्‌”! ॥३३॥ इसके 
व्यास भाष्य में कहा है-- 

जब इस ब्राह्मण के चित्त में हिसा आदि वितक उत्पन्न हों कि 
मैं इस अघकारी का धात करूंगा, इसके संबंध में झूँठ भी कहूंगा, इसका 
द्रव्य भी अपहरण कहूंगा, इसकी स्त्रियों के साथ मैथुन भी करूंगा, 
इसके परिग्रह का स्वामी बनूंगा। इस प्रकार के अतिदीन कुमार्ग की 
ओर ले जानेवाले वितक रूप ज्वर से पीड़ित होने पर उनक्नी प्रतिपक्ष 
भावना को भाना चाहिए। इस घोर संसाररूप अंगारों में निरन्तर 
जलते हुए मैंने सब प्राणियों को अभय देने के लिए अहसा आदि पाँच 
योगरूप धर्म की शरण ली है ! वही मैं उसको त्यागकर उन योग- 
निरोधी वितर्कों को ग्रहण करता हुआ कुत्ते के समान आचरण करने 
वाला होऊेंगा । जैसे कुत्ता वमन करंके उस्ते चाटता है वैसे ही त्याग 
किये हुए को ग्रहण करने वाला पुरुष भी होता है । आगे सूत्र है-- 

“वितर्का हिसादयः कृतकारितानुमोदिता लोमक्रोधमोहपूर्व का 
मुदुमध्याधिमात्रा वु:खशानानन्त फला इति प्रतिपक्षमावनस्‌ ॥३४। 
इस सूत्र के व्यासभाष्य में कहा है-- 

“उन पांच यमों में से हिसा कत, कारित अनुमोदित के भेद से 
तीन प्रकार की है । इन तोन प्रकार की हिसाओं में से प्रत्येक पुनः तीन- 
तोन प्रकार की है। लोभ से, क्रोध से और मोह से । माँस तथा चर्म 
के लोभ से हिंसा करना, इसने मेरा अपकार किया इस क्रोध से हिसा 
करना । वलि देने से धर्म होगा ऐसा मानकर दिसा करना मोह जन्य 
है'। इस प्रकार कृत हिसा लोभ क्रोध मोहन्य, कारित हिंसा लोभ क्रोध 
मोहजन्य । अनुमोदित हिंसा लोभ कोधर मोहजन्य | इस तरह नौ 


१०० 


प्रकार की हिंसा हुई । इनमें से भी प्रत्येक के तीन-तीन भेद हैं--मदु- 
मध्य, अभिमात्र । इस प्रकार हिंसा के २७ भेद हैं। इनके भी तीन-तीन 
भेद हैं- मृदुमृदु, मध्यमृदू, तीत्रमृदु | मृदुमध्य, मध्यमध्य, तीव्रमध्य, 
मृदुतीत्र, मध्यतीब्र, अधिमात्र तीज । इस प्रकार हिंसा के ८५१ भेद होते 
हैं। पुनः वह हिंसा नियम विकल्प और समुच्चय के भेद से असंख्यात 
रूप हैं, क्योंकि प्राणियों के भेद अपरिसंख्येय हैं । 


इसी प्रकार असत्य आदि में भी इन भेदों की योजना करना 
चाहिये | ये सब वितर्क दुःख और अज्ञान रूप अनन्तफलों को देने वाले 
हैं। यह प्रतिपक्ष भावना है। उसका रूप इस प्रकार है-- हिंसक पुरुष 
सबसे प्रथम वध्य प्राणी को खूंटे आदि में बांधकर उसकी शक्ति फो 
नाश करता है। उसके पश्चात्‌ उसका जीवन हर लेता है। प्राणी को 
शक्ति का नाश करने से मारने वाले के स्त्री-पुत्रादि तथा गृह क्षेत्रादि 
चेतन अचेतन सुब सामग्री शक्तिहीन हो जाती है। भ्र।णी को दुःख 
देने से मारने वाला नरकतिर्य॑च प्रेत आदि योनियों में दुःख भोगता है। 
प्राणी के जीवन का घात करने से प्रतिक्षण असाध्य रोग से पीड़ित 
होता हुआ मन्ने की इच्छा करते हुए भी मरता नहीं है क्योंकि उसको 
दुःख भोगना है। यदि कभी पुण्य कर्म के अनुष्ठान से हिसाजन्य पाप 
थोड़ा निवत्त हो जाता हे तो स्वर्गादि में जाकर भी अल्पायु होता है। 
इसी प्रकार असत्य आदि में भी यथायोग्य लगा लेना चाहिए। इस 
तरह हिसादि वितर्कों के अनिष्ट फल की भावना करता हुआ पुरुष 
वितर्कों में अपने मन को न लगावे | 


जैन परम्परा में हिसा आदि के एक सौ आठ प्रकार बताये हैं-- 

मूल हैं--संरम्भ, समारम्भ, आरम्भ | प्रमादी जीव का प्राणों 
की हिंसा आदि कार्यों में प्रयत्नशील होना संरम्भ है। उसके 
साधनों को जुटाना समारम्भ है। और कार्य करना आरम्भ है। 
इनमें से प्रत्येक के छत्तीस-छत्तीस प्रकार हैं। मन, वचन और काय | 
कृत, कारित, अनुमोदना, क्रोध, मान, माया ओर लोभ । इनको मिलाने 
से छत्तोस भेद होते हैं--क्रोध, कृत कायसंरम्भ, मानक्ृत कायसंरम्भ, 
मायाकंत कायसंरम्भ, लोभकृत कायसंरम्भ । क्रोध कारित काय 
संरम्भ, मानकारित कायसं रम्भ, मायाकारित कायसंरम्भ, लोभका- 
रित कायसंरम्भ। क्रोधानुमत कायसंरम्भ, मानानुमत कायसंरम्भ, 


१०१ 


मावानुमत काय संरम्भ, लोभानुमत काय संरम्भ। यह बारह प्रकार 
काय संरम्भ के हैं और बारह-बारह ही प्रकार वचन योग और मनो- 
योग संरम्भ के हैं इस तरह ३६ प्रकार संरंभ के, ३६ प्रकार समा- 
इंभ के और ३६ प्रकार आरंभ के होने से १०६८ प्रकार होते हैं। 
(त्त्वार्थमू० ६८५ टोका) । 

योगदशन में केवल महात्रत का ही कथन है। जो योगी पालन 
करता है। किन्तु जन धर्म में ग़ृहस्थ के लिए भी एकदेश अणुब्रत के 
रूप में उसका प्रतिपादन बहुत विस्तार से मिलता है। उसी का कथन 
आगे किया जाता है । 


उपलब्ध योगसूत्र के रचयिता पातंजलि माने जाते हैं । 
व्याकरण महाभाष्य के कर्ता पतंजलि ही योगसूत्रकार हैं या दूसरे 
कोई पतंजलि हैं इसका कोई निश्चय नहीं। यदि दोनों एक हैं तो 
योगसूत्र को विक्रम पूर्व पहले दूसरी शताब्दी का कहा जा सकता है। 
योग्रसूत्र का व्यासमाष्य कब का है यह भी निश्चित नहीं। फिर भी 
उसे विक्रम की तोसरी शताब्दी से प्राचीन मानने का कोई कारण 


| 

ये दोनों ही श्रमणों की अहिसक संस्कृति से प्रभावित हैं यह 
स्पष्ट है। पांच महाव्तों की परम्परा जैन तीर्थंकरों की देन है। वैदिक 
संस्कृति के साथ उसका कोई मेल नहीं है। 


श्रहिसा. भ्रणुद्रत 

अहिंसा अणुश्नत या एकदेश अहिंसाब्रत का पालन ग्रहस्थ करते 
हैं। ग़ृहस्थों के ऊपर अनेक उत्तरदायित्व होते हैं। उन्हें ग्रहस्थाश्र॒प 
को बलाने के लिए कोई आजीविका करनी पड़ती है। अनेक आरम्भ 
करने पढ़ते हैं। अपनी तथा अपने आत्मीय जनों की रक्षा करनी 
पड़ती है जिन पर देश को रक्षा का भार है उन्हें देश की रक्षा करनी 
पड़ती है। जिन पर दण्ड विधान का उत्तरदायित्व है उन्हें अपरा- 
धियों को दण्ड भी देना पड़ता है। अतः गृहस्थ सावेदेशिक अहिसा का 
पालन नहीं कर सकता, किन्तु एकदेश अहिसा का पालन करता है। 
वहू मन, वचन और काय तथा कृत, कारित और अनुमोदन के नौ 
विकल्पों से इरादा पूनेंक किसी भी चलते-फिरते प्राणो का घात नहीं 


१०३ 
करता | बस यही उसका अहिसाणुत्रत है। इसका खुलासा इस प्रकार 


है-- 28 
... हिंसा बार प्रकार की बतलाई है--संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी 
और विरोधी । जिना अपराध के जान बूझकर जब किसी प्राणी को 
सताया जाता है या उसके प्राण लिए जाते हैं तो उसे संकल्पी हिसा 
कहते हैं। झाड़ने बुह्ारने में, रोटी बनाने में, आने जाने आदि में साव- 
घानी रखते हुए भी जो हिंसा हो जाती है वह आरम्भी हिसा कही 
जाती है। कृषि, व्यापार आदि में जो हिसा हो जाती है उसे उद्योगी 
हिसा कहते हैं। और अपने तथा आत्मीय जनों की रक्षा के लिए जो 
हिंसा करनी पड़ती है वह विरोधी हिंसा है । 

इस प्रकार की हिंसा में से ग्रहस्थ केवल संकल्पी हिंसा का 
त्याग करता है अर्थात्‌ वह इरादापुवंक किसी भी त्रस जीव को नहीं 
मारता | वह इरादा या संकल्प नौ प्रकार से होता है--१. स्वयं श्रस 
हिंसा करने का मन से संकल्प करना । २. दूसरे के द्वारा किसी श्रस 
जीव को मारने का मन से संकल्प करना। ३. यदि कोई त्रस हिंसा 
करे तो उसकी सराहना करने का मन से संकल्प करना। ४. इसी 
तरह स्वयं त्रध' जीव को मारने के संकल्प को वचन से प्रकट करना । 
५. दूसरे को 'त्रस हिंसा करो' इस तरह वचन से प्रेरणा करना। 
६. किसी को त्रस हिंसा करते हुए देखकर ऐसा कहना कि तुम ठीक 
करते हो। ७. काय से किसी त्रस जीव की हिसा करना। ८. किसी 
को हाथ वगैरह के संकेत से त्रस्त हिसा करने की प्रेरणा करना और 
€. किसी को त्रतत हिसा करते देखकर हाथ आदि के संकेत से उसको 
सराहना करता। इन नो विकल्पों से संकल्पी हिंसा का त्याग गृहस्थ 
करता है। इसका यह मतलब हुआ कि किसी ज्स जीव को स्वयं 
मारने, दूसरों के द्वारा मरबाने अथवा किसी मारने वाले के कृत्य की 
सराहना करने का संकल्प वह मन से नहीं करता है, न वचन से ही 
वेसा करता है और न अपने शरीर के द्वारा हो उस प्रकार का कार्य या 
संकेत वगरह करता है । 

ऐसा करने से ग्रृहस्थ बहुत सी अनावश्यक हिंसाओं से बच 


१. लट, चींटी, मक्खी, पशु-पक्षी, मनुष्य वगैरह चलने फिर सकने वाले 
प्राणियों को 'नस” कहते हैं । | 


है७३ 


जाता है। धर्म के नाम' पर, औषधि के लिए, आहार के लिए और 
मनोविनोद के लिए जान बूझकर जो किसी प्राणी का हनन किया 
जाता है वह सब इसी संकल्पी हिंसा में गर्ित है। अतः: कोई भी 
अहिसक गृहस्थ उक्त कार्यों के लिए किसी भी जीव का वध नहीं कर 
सकता और जो वध करता है वह कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता । 


धर्म के नाम पर हिसा 


देवता वगेरह के उद्देश से अथवा स्वर्गादि की प्राप्ति के उद्देश 
से किसी समय हिंसा करने का बहुत जोर रहा है । वेदिक युग में यज्ञों 
में की जाने वाली हिंसा का विवरण वैदिक धर्म और अहिंसा, शीर्षक 
अध्याय में विस्तार से किया गया है। वेदिक ऋषियों ने तो यह 
घोषणा कर दी थी कि ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही पशुओं की सृष्टि की 
है अतः यज्ञ में किया जाने वाला पशुवध वध हो नहीं है। जिस गौ 
को आज की हिन्दू जनता इतना पृजती है, वेदिक य्रुग में उससे भी 
यज्ञ किया जाता था, अतिथि के सत्कार के लिए उसका वध किया 
जाता था और उसका मांस तक खाया जाता थां। ईसाइयों में भी 
बलिदान की प्रथा थी। एक समय मेक्सिको में नर वलिदान होता 
था। इज्जतदार मनुष्यों के बालकों को पकड़कर देवता के सामने 
उनका वलिदान कर दिया जाता था। कुछ समय तक तो उन बालकों 
का आदर देवता की तरह किया जाता था। पीछे उन्हें मारकर सब 
कोई उनका मांस खा जाते थे। यश्ञ या बलिदान में पशुवध या नर- 
वध मुख्य अनुष्ठान नहीं माना जाता था, किन्तु उसका मांस भक्षण 
करना ही मुख्य अनुष्ठान माना जाता था। और उससे मांस भक्षण 
की देवता के साथ एकरूपता होने की बात कही जाती थी । वलिदान 
की प्रथा से मांस भक्षण को प्रोत्साहन मिला या मांस-भक्षण की प्रथा 
के कारण वलिदान की प्रथा प्रचलित हुई ये प्रश्न विचारणीय हैं। 
फिर भी प्रतीत तो ऐसा होता है कि मांस भक्षण की प्रथा ने ही वलि- 
दान की प्रथा को जन्म दिया। कुछ का ऐसा मत है कि वलिदान की 
प्रथा मांस-भक्षण को मर्यादित करने की दृष्टि से ही चालू की गई 


२. देवतातिथिपित्रथ मंत्रोषधमयाय वा । 
न हिसथात्‌ प्राणिन: सर्वान्नहिसा नाम तद्धतम्‌ ॥ यशस्तिलक ।॥ 


१७०४ 


थी । किन्तु इससे उत्तरकाल में मांस भक्षण सोमित होने के बदले 
और बढ़ा ही है। यदि जैनधर्म और बोद्धधर्म ने धर्म के नाम पर होने 
वाली हिंसा का कठोर विरोध न किया होता तो पता नहीं इस प्रथा 
का कितना दुष्परिणाम होता । उक्त विरोध के फल स्वरूप याज्षिक 
वलिदान तो बन्द हो गये । किन्तु देवी देवताओं के सामने पशु वलिदान 
की प्रथा इतने वीभत्स रूप में प्रचलित है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं । 

हम भारतवासी यह दावा करते हैं कि संसार के सबसे बड़े 
धर्मों की जन्मभूमि भारतवर्ष है और विदेशी लोग स्लेच्छ और माँस- 
भक्षी हैं। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पशुओं के प्रति जितता 
निर्देय व्यवहार भारतवर्ष में किया जाता है वेसा बिदेक्षों में नहीं किया 
जाता। और वह भी धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर की जाने 
वाली निर्देयता के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं-- 


१. टिन्नेबेली जिले के कुछ स्थानों में पृथ्वी पर तेज नोक वाले भाले 
या बड़े कीले सीधे गाड़कर उनके ऊपर खूब ऊंचाई से कई सुबर 
एक-एक करके इस प्रकार फंके जाते हैं कि दे उससे विधकर भाले 
के नीचे पहुंच जाते हैं। पीछे से उन जीवित ही विधे हुए सुभरों 
का वलिदान किया जाता है । 

३. चिगलेपट जिले के मादमवक्‍क नामक स्थान में जीवित भेड़- 
बकरी के पेट को काटकर उसकी आँतें खींच लो जाती हैं और 
उन्हें सेल्लीयम्मन देवी के सामने गले में हार की तरह पहिना 
दिया जाता है । 

३. टिन्नेवली जिले में ही गर्भवती भेड़ के गर्भाशय को फाड़कर उसमें 
से बच्चों को निकाल लिया जाता है और उन्हें वलि चढ़ाया 
जाता है। 

४. दक्षिणी अरकाट जिले के पूवनूर नामक स्थाव में बकरे के गले 
को नेहानी या छेनी से धीरे-धीरे काटकर उसको असीम वेदना 
पहुंचाई जाती है। 

५. विजगापट्ूम जिले के अनाकवल्ले नामक स्थान में एक ऐसा वलि- 
दान किया जाता है जिसमें भाले जेसी तेज नोकदार छुदी को 
सुअर के गुदा स्थान में डालकर इतने जोर से दबावा जांता है.कि 


१०४ 


यह अन्दर के भागों को फाड़ती हुई उसके घुंह से निकल आती है। 

€. द्विचनापल्‍ली के पास पुत्तूर के वात कुलुमियायी मन्दिर में दो- 
तीन माह के भेड़ के बच्चों की यदेंनें दांतों से काटकर अथवा 
छूरी से छेदकर देवी के सामने उनका रक्त चूप्ता जाता है। 

७. उपनपलली तामक स्थान में जीवित पशु की वलि देते समय उसकी 
शर्देन को थोड़ा-सा काटकर उससे टपकते हुए खून को कटोरे में 
भर कर देवी के सामने पिया जाता है। बेचारा पशु महावेदना, 
भोगता हुआ तड़प-लड़प कर प्राण दे देता है । 

यदथ्षपि ये सभी उदाहरण दक्षिण भारत के हैं किन्तु उत्तर भारत 
भी इस मिर्देयता से बचा हुमा नहीं है। कलकत्ता, बनारस, विन्ध्या- 
चल आदि स्थानों में पशु बलिदान की प्रथा बहुतायत से प्रचलित है। 
और चूंकि उसे ध्रभ्म का रूप दे दिया गया है इसलिए समझाने पर भी 
लोग नहीं मानते । मनुष्य के शरीर में सुई घुसने से हो वह तड़प 
उठता है किन्तु वही मनुष्य मूक पशुओं के शरीर में छुरी और भाला 
घुश्चेड़ते हुए शरा भी विचलित नहीं होता । यह मनुष्य समाज के लिए 
कितनी लज्जा की बात है । पता नहीं, समझदार मनुष्य भी कंसे किसी 

को कष्ट पहुंचाकर धर्म हुआ मानता है। सच्चा धर्म तो किसी को स 

मारता और न सताना ही है। दूसरों के बच्चों को मारकर अपने 

बच्चों को जीवित रखने को भावना नादानी के सिवा और क्या है ? 
देवताओं की तृप्ति के अन्य भी अनेक उपाय शास्त्रों में कहे हैं। 
फिर भी ते जाने मनुष्य क्‍यों पाप का आचरण करता है? यदि रज 
और बोर्य के संयोग से उत्पन्न हुए मांस से देवता प्रसन्न होते हैं तब 
तो देवता में और व्पाप्न में कोई अन्तर नहीं रहता। अतः पशु वलि- 
दान से देवता सन्तुष्ट द्वोते हैं यह प्रवाद एकदम असत्य है। तभी तो 
महाभारत में कहा है-- 
'यावस्ति पशुरोमारि पशुगात्रेषु भारत ! 
तावबद वर्षसहुज़ाणि परयन्ते पशुधातका: ॥॥ 
है युधिष्ठिर ! फल्चुओं के शरीर में जितने रोम होते हैं, पशु 
को मारने वाले उतने हुआर वर्ष तक नरक में कष्ट भोगते हैं ।' 
पशु वलिदान के सम्बन्ध में जेत शास्त्रों में एक उपाख्यान 
दिया है--इन्द्र की सन्ना में ब्राह्मण के आचरण को लेकर दो देवों में 


१०६ 


विवाद हो गया । अतः उसका निर्णय करने के लिए दोनों देव-पाटली- 
पुत्र नगर में आये । एक देव मोटा ताजा बकरा बन गया और दूसरा 
उसका स्वामी । दोनों यज्ञ भूमि के पास से निकले । वहाँ सकल वेद 
वेदांग का पाठी एक उपाध्याय पांच सौ छात्रों को पढ़ाता था। उसकी 
दृष्टि हृष्ट पुष्ट बकरे पर पड़ी। उसने सोचा-यह बकरा यज्ञ के 
योग्य है। उसने बकरे के स्त्रामी को पुकारा और कह्दा--यदि यह 
बकरा बेचना चाहते हो तो यहाँ लाओ । स्वामी ने कहा--यदि आप 
अपने हाथ की मुद्रिका मुझे दें तो मैं यह बकरा आपको दे सकता हूं । 


उपाब्याय ने मुद्रिका देकर बकरा मोल ले लिया और शिष्य को 
आज्ञा दी - यह बकरा बड़ा बलवान है, इसे दुपट्ट से बांधकर मेरे घर 
ले जाओ। किन्तु वह बकरा पृथ्वों से ऐसा चिपक गया कि लाख 
कोशिश करने पर भो वहाँ से न सरका । तब उपाध्याय ने 'इस बकरे 
के मांस से देव, पितर और ब्राह्मण तृथ्त हों' ऐसा कहकर उसके 
मारने के लिए बड़ा भारी पत्थर उठाया। बकरा तुरन्त मनुष्य की 
वाणी में बोला--'ब्राह्मग देवता ! यह कष्ट आप क्यों करते है? 
उपाध्याय आइचरयय और भय के साथ बोला--तुम्हें स्वेगें भेजने के 
लिये । ह 


बकरे ने मन में सोचा--यज्ञ के बहाने से जिन बेचारे पशुओं 
को तुमने खा डाला उनमें मैं नहीं हूं। यहां तो पत्थर को खाने की 
तरह तुम्हारे दांत टूट जायेंगे । और हंसकर बोला-- 


'ब्राह्मण' भाई ! मुझे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, न मैंने 
उसके लिए तुमसे प्रार्थना ही को है। मैं तो सदा घास-पात खाकर ही 
सन्तुष्ट रहता हूं । तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। यदि तुम्हारा 
यह विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा यज्ञ में मारे गये प्राणी अवश्य स्वर्ग 
जाते हैं तो अपने माता-पिता, पुत्र तथा बन्धु बास्धवों को वध करके 
यज्ञ क्‍यों नहीं करते ? 


१. नाहूं स्वर्गफलोपभोगतृषितों नाअभ्यथ्थितस्त्वं मया, 
सन्तुष्टस्तृणभक्षणन सततं हन्तुं न य्रुक्तस्तव | 
स्वर्गें यान्ति यदि त्वया विनिहता यज्े प्रूव॑ प्राणित:, 
यज्ञ किन्‍न करोषि मातृपितृभि: पुत्रैस्तथा बान्धवे: ॥ 


१०७ 


बेचारे.दुबंल पशु की इस तकंसंगत बात का प्रभाव श्रोत्रियों 
पर कहाँ तक पड़ा, यह कह सकना तो कठिन है, किन्तु उनके लिए 
किसी अंश में कलि का आना अच्छा ही हुआ, क्‍योंकि कलियुग में कुछ 
बातों को करने का निषेध ब्रह्मवेबर्त पुराण और पारासर स्मृति में 
किया है। बथा-- 
झदवालम्भ गवालस्मं संन्यास पलपंतुकम्‌। 
देवराज्ु सुतोर्त्पत्ति कलोौ पंच विवजयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-अश्वमेघ और गोमेध यज्ञ, संन्यास, पितरों का मांस 
से श्राद्ध और देवर से सन्‍्तानोत्पादन ये पांच कर्म कलि में नहीं करना 
चाहिए । 
बृहन्नारदीय पुराण के १२वें अध्याय में भी यही बात कही 
है। यथा-- 
देवरेश सुतोत्पत्तिमंधुपर्क पशोव॑धः । 
मांसदान तथा भाऊं वानप्रस्थाधमत्तथा । 
इमान्‌ धर्मान्‌ कलियुगे वर्ज्यानाहुमंनीषिर:ः ॥ 
अर्थात्‌ देवर से सन्‍्तान उत्पन्न करना, मधुपर्क में पशु का वध 
करना, श्राद्ध में मांस देता, और वानप्रस्थ आश्रम इन पाँच धर्मों को 
बुद्धिमानों के कलियुग में छोड़ने योग्य कहा है । 
जो हो, महावीर और बुद्ध के उपदेश से तथा बुद्धिमानों की 
बुद्धिमानी के कारण कम से कम कलियुग में तो कुछ सत्कायें ? बिना 
पशुवध के ही जायज करार दे दिये गये । यदि देवी देवताओं के नाम 
पर मन्दिरों में होने वाला निर्दयतापूर्ण पशु वध कलिकाल में और वर्ज्य 
करार दे दिया जाये तो बेचारे मूक पशुओं के कम-से-कम धर्म कहे 
जाने वाले अत्याचारों से तो छुट्टी मिल जाये । क्‍या हम आशा करें 
कि कुछ बुद्धिमात्‌ इधर भी कृपा करेंगे और धर्म की इस कालिमा को 
धो डालने का प्रयत्न करेंगे। 


पुरातन जैन शास्त्रों के देखने से पता चलता है किसी समय 
धर्म के .नाम पर पशुओं का ही नहीं, किन्तु मनुष्यों का वलिदान भी 
होता था। यह हम पुरुषमेध यज्ञ की बात नहीं कहते हैं। पुरुषमेध के 
सिवा होने वाले नर-वलिदान की बात कहते हैं। आचार्य अमृतचन्द 


श्ण्ष 


सूरि ने अपने पुरुषार्थ सिद्धयुपाय नामक ग्रन्थ में इस तरह के कुछ 

मतों का उल्लेख किया है-- 

१. एक मत था जिसका यह कहना था कि सुख की प्राप्ति बड़ी 
कठिनता से होती है । अतः यदि सुखी जीवों को मार दिया जाये 
तो वे मरकर नियम से सुखी जीवन ही प्राप्त करेंगे। अतः सुखी 
जीवों का वध कर देना घमम है। 

२. दूसरा मत था कि जब गुरु समाधिस्थ हों तो उनका सिर काट 
डालना धर्म है क्योंकि वैसा करने से गुरू सदा समाधि में लीन 
रहेंगे । 

३. एक खारपटिक मन वाले थे जो अपने चेलों से कहते थे कि जैसे 
घड़े में बन्द चिड़िया घड़े को फोड़ देने पर मुक्त हो जाती है वैसे 
ही इस शरीर को नष्ट कर देने से इसमें बन्द आत्मा मुक्त ही 
जाता है। 

सुनते हैं एक समय काशी में भरी काशी कशौत से यात्री लोग 
अपने को कटाकर मुक्ति प्राप्त करते थे। ये तथा इस तरह के अन्य 
जितने भी अन्ध-बिश्वास हैं वे सब श्रम के प्यासे धूर्त लोगों की कृतियां 
हैं, जो भोले ओर अन्धविश्वासी मनुष्यों को उल्लू बनारूर अपनी अंटी 
गर्म करते हैं। मोक्ष इतनी सस्ती वस्तु नहीं है जो इस तरह के अज्ञान 
से प्राप्त हो सके । उसके लिए तो सबसे प्रथम इस तरह के मिश्या 
विश्वासों से छुटकारा पाना आवश्यक है। किसी का खून बहाना या 
अपना खून देना धर्म का नहीं, अधरम का अंग है। 


झ्राहार के लिए हिंसा (मांताहार) 

धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा के मूल में मांस भक्षण करने 
की भावना ही सन्निहित है यह्‌ ऊपर बतलाया है। कम से कम भारत- 
वर्षमें, जहां अन्न पान की कमी नहीं थी, मांसाह्ार आम तोर से 
अप्रचलित था। वेदिक युग में जब याज्िकी हिंसा का प्रावल्य हुआ तो 
मांसाहार ने भी अवश्य ही जोर पकड़ा होगा, क्योंकि हृविश्येष के कृप 
में उसका भक्षण करना अत्यन्त आवश्यक कार्य था। बाद को जब 
भगवान महाबीर और बुद्ध के उपदेशों के प्रभाव से वैदिक दया 
भारतवर्ष से उठ गई और सम्राट अशोक ने अहिसाधमं के प्रधार के 


१०६ 


लिए जगह-जयह आश्ञायें जारी कीं तो पशुधन के साथ ही मांसाहार 
का प्रचार भी एक तरह से उठ गया था। क्योंकि चीनी यात्री 
फाहियान ई० ३६६-४१४ में भारत आया था। वह लिखता है-- 
'जाण्डाल के सिवा ने तो कोई किसी जीवित प्राणी को मारता है' न 
शराब वर्ग रह मादक वस्तुओं का सेवन करता है । 

यहाँ न तो कसाई खाने ही हैं और न शराब की दूकाने हैं । 
केवल चाण्डालों को ही शिकार करने और मांस खाने की आज्ञा है ।' 


सातवीं शताब्दी में आया चीनी यात्री हुएन्सांग लिखता है-- 
'सज्नाट हर्ष के प्रयत्नों के फलस्वरू पशुहत्या और मांस भक्षण समस्त 
भारत में बन्द हो गया था ।' तेरहबीं शती में विदेशी यात्री मार्कोपोलो 
तेलगु देश में आया था । वह लिखता है--यहं के मनुष्य गौ और बैल 
की पूजा करते हैं और परिहस ? के सिवा कोई गो मांस नहीं खाता। 
है किसी पशु को नहीं मारते अत: जो विदेशी वर्गरह मांस खाते हैं 
उन्हें वे लोग कताई समझते हैं ।' 

मुस्लिम राज्य के काल में भी भारतीयों में मांस भक्षण की 
प्रवत्ति नहीं थी। १६वीं शर्ती में आया फिच नाम का विदेशी लिखता 
है--यहाँ के बहुत से भारतीय मांस मछली बगेरह नहीं खाते, इससे 
यहां ये चीजें इतनी सस्ती हैं कि उनकी कोई कीमत ही नहीं है । 
सतरहवीं शती में आया एक विदेशी यात्री लिखता है--बड़े-बड़े गावों 
में एक मुस्लिम शासक रहता है। अतः पशु खरीद लेना संभव है किन्तु 
जब भाँबों में बनिये आ जाते हैं तो चावल, आटा, दूध के सिवा कुछ 
भी नहीं मिलता ।” 

उसी समय आया एक दूसरा यात्री लिखता है--'यहां के 
नियासी चावल, दाल फल वगैरह से जीवन निर्वाह करते हैं। किन्तु वे 
कोई भी ऐसी चीज नहीं बाते जिसमें जान हो । वे अण्डे भी नहीं खाते, 
क्योंकि उनमें से बच्चा निकलता है ।' किन्तु अंग्रेजों की अमलदारी 
ओर शिक्षा के साथ-प्ताथ भारत में मांसाहार का प्रचार भी बराबर 
बढ़ता गमा । ब्रिठिश भारत के प्राचीन रिकार्डों में लिखा है--'यूरत 
जैसे घने बसे हुए नगर में समस्त कच्छियों के लिये एक वर्ष में जितने 
पक्षु मारे गए उससे अधिक पशु बम्बई में सिर्फ ९ मास में अंग्रेजों के 
लिये मारे गए।' 


११० 


फल' यह हुआ कि बहुत से यूरोपियन अचानक मर गए, क्योंकि 
वे खूब गौ और सुअर का माँस खाते थे और गर्मी में भी पोतेंगाल की 
गर्म शराब पीते थे जो वहां को जल-बायु के अनुकूल न था। वे जहाँ 
भी जाकर बसे अपनी यह प्रवत्ति भो अपने साथ लेते गए । आज भारत 
जैसे धर्म प्रधान देश में मांसाहार की जो इतनी प्रद्त्ति पाई जातो है 
यह पाइचात्य सभ्यता की हो देन है। प्राचीन भारतीय ऐसे मांसखोर 
नहीं थे । अस्तु,-- 

यहां मांसाहार की उपयोगिता, आवश्यकता तथा उसके लाभा- 
लाभ का विचार करना अनुचित न होगा। क्योंकि हिसा के साथ 
उसका घनिष्ट सम्बन्ध है। 


क्या मांसाहार श्रावश्यक है ? 0 


सबसे प्रथम यह विचारणीय है कि क्‍या मनुष्य मांसाहारी 
प्राणी है ? शेर' भेड़िया मांसाहारी प्राणियों के साथ मनुष्य की शारी- 
रिकर रचना का तुलनात्मक अध्ययन- करने से यह रुउष्ठ हो जाता है 
कि मनुष्य मांसाहारी प्राणियों में नहीं है। मनुष्प के शरीर के अवयव 
जैसे दाँत, आँत, पेट, नाखून वगेरह मांसाहारी प्राणियों के समान नहीं 
है। मांसाहारी जन्तुओं के दांत चाकू की तरह नुकीले होते हैं, किन्तु 
शाकाहारी प्राणियों के दांत सपाट होते हैं। मांसहारी दाँत अपने नीचे 
आई हुई वस्तु को या तो काट लेता है या उस पर गहरी दरार कर 
देता है जबकि शाकाहारी दांत मोहर की तरह उध् पर अपनी छाप 
लगा देता है। मनुष्य के आगे के काटने वाले दांत काटकर दो दुक कर. . 
देने या चीरने-फाड़ने का काम नहीं करते बल्कि चक्‍की की तरह खाद्य 
को पीस डालते हैं। एक शब्द में मनुष्य के दाँत मांस को काठने या 
अपना शिकार पकड़ने के योग्य नहीं है । 


मांसाह।री विशेष करके शिकारी जन्तुओं की आंखें सूरज की 
रोशनी को सहन नहीं करती । अतः चीते वगेरह दिन में अपने अंधेरे 
स्थानों में पड़े रहते हैं। किन्तु शाकाहारी प्राणी मनुष्य की तरह अंधेरे 
में नहीं देख पकते । शोर से लेकर बिल्ली तक सभो मांसाहारी प्र/णी 





१. “दी हिस्ट्री आफ इन्डिया अंडर मुसलमान रूल्स' । 


१११ 


जीभ से पाती वर्गेंरह पीते हैं जिससे लप-लप की आवाज होतो है। 
किन्तु शाकांहारो प्राणी अपने ओठों से पानी पीते हैं। मनुष्य भी ओठों 
से ही पानी पीता है। शाकाहारी ठथा मांसाहारी प्राणियों के नाखूनों 
में ही अन्तर होता है। मांसाहारी के नाखून पंजे में छिपे जाते हैं और 
आक्रमण के समय बाहर निकल आते हैं। किन्तु ज्ञाकाहारियों में यह 
बात नहीं पाई जाती है। यद्यपि मनुष्यों में पंजे की जगह हथेलियाँ 
होती हैं और नाखून भी होते हैं। किन्तु यदि वे बड़े-बड़े हो जाते हैं तो 
किसी काम के नहीं रहते | उन्हें काटना पड़ता है। यह तो हुआ मनुष्य 
हरीर के ऊपरी अवयवों का विचार | 

उसके आन्तरिक अवयव भी शाकाहारी प्राणियों के ही अनुरूप 
है मांसाहारी प्राणियों के भोजन नली बहुत छोटी होती है कुल झरीर 
को लम्बाई से लगभग तिगुनी होती है। जिससे मल बहुत थोड़ी देर 
तक भोजन नली में रहता है । किन्तु मनुष्य की“ उसके छारीर की 
लम्बाई से १२ गुनी होती है जिसस मल त्यागने से पहले बहुत समय 
तक भोजन नलियों में पड़ा रहता है। मनुष्य शरीर में वह दक्ति नहीं 
है जिसके द्वारा वह मांस के विषले क्षारों को हजम करके उन्हें बाहर 
निकाल दे जम्नकि मांसाहारी प्राणियों के शरीर में यह शक्तित रहती 
है | डाबिन के सिद्धांत. के अनुसार मनुष्य को बंदरों की सन्‍्तान मानी 
है। बंदर जाति शाकाहारो है वह फल पत्ते वगैरह पर हो अपना जीवन 
बितातो है बंदर की तरफ माँस का टुकड़ा फेंक कर देखिये वह उसे 
सूंघेगा भी नहीं । 

सारांश यह है कि मनुष्य न तो स्वभाव से ही मांसाहारी प्राणी 
है ओर न आदतन मांसाहारी प्राणी है.। क्योंकि यह स्वीकार करना ही 
पड़ेगा कि जिस प्रकार चीते वगरह अपना शिकार करते हैं और उसे 
दांतों से चीर-फाड़ कर खाते हैं मनुष्य वैसा मांसाहारी प्राणी न कभी 
थान आज है, और न भविष्य में होगा | भि० एडवर्ड काल्ड ने एक 
पुस्तक लिखी थी--आंदि मानव को कहानो । उसमें उन्होंने यह बत- 
लाय. है 6 आरम्भ में मनुष्य भो एक शिकारी और मांताहारो प्राणी 
था | पीछे से वह खेतिहर बन गया | खेतिहर बनने से पहले वह फल- 
मल का व्यवहार नहीं करता था। यद्यपि फल-मूल काफो परिमाण में 
पैदा होते थे । आदि । ; 


११३ 


यदि मि० काल्ड की बात को मान लिया जाने दो भी यह तो 

स्पष्ट ही है कि आदि काल का वह शिकारी और मॉसंछोर मानव एक 
तरह से पशु के ही तुल्य था। न ॒तो उसमें आध्यात्मिक विकास ही 
हुआ था और न नैतिक वातावरण की ही सृष्टि हुई थी। आज भी 
जो जातियां केवल पशु-मांस पर निर्वाह करती हैं। उनका रहन-सहन 
पशु के ही तुल्य है और सभ्यता का विकास नाम मात्र को है। मनुष्य 
का अभ्युत्यान और उन्नति कृषि की उन्नति के साथ द्वी साथ हुई है । 
कृषि की उन्नति ने हो मनुष्य को आध्यात्मिक चिन्तन की सुविधा 
प्रदान की थी । अत: भूतकाल का मनृष्य चाहे पशु की तरह मांसभक्षी 
रहा हो किन्तु ज्यों ही उसने अपने योग्य खीद्य-सामग्री अपनाना प्रारंभ 
किया उसमें उत्तरोत्तर मानवी सभ्यता का विकास होता गया । और 
उसने अपने पुराने जीवन से छुट्टों ले ली । अतः अब विधारणीय प्रश्न 
यह है कि आज का मनुष्य जिस रूप में मांस खाता है वह उसके लिए 
उचित है या नहीं । 


मांसाहार॑ भ्रन॑तिक है ! 


यह सब॑ जानते हैं कि मांस कैसे प्राप्त किया जाता है। अपनी 
खुशी से कोई पशु मरना नहीं चाहता। अतः उसे मारने से पहले 
अनेक क्र और अमानुषिक यातनाएं दी जाती हैं , जब वह वध स्थान 
पर खड़ा किया जाता है तो उसकी करुण पुकार से दिल पसीजमने 
लगता है। कभी-कभी वह कुद्ध भी हो उठता है। और उसी अवस्था 
में उसे मार डाला जाता है। उस समय उसके जैसे मनोभाव होते हैं 
उसका प्रभाव उसके मांस पर पड़ता है ओर बह मांस जो जाता है 
उस पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । इसी से हमारे देश में 
कहावत है--'जेसा खाये अन्न वैसा होय मन ।” अर्थात्‌ हमारा भोजन 
जता होगा हमारा मन भी बसा ही होगा । भोजन पर केवल शा री 
रिक स्वास्थ्य ही निर्भर नहीं है किन्तु भानसिक स्वास्थ्य भी निर्भर है। 
ओर स्वस्थ वही कहलाता है जिसका शरोर और मन दोनों स्वस्थ 
होते हैं। स्वस्थ शरीर रोगों से हमारी रक्षा करता है मौर स्वस्थ्य मन 
दुर्वा।नाओं और दुविचारों से हमें बचाता है। मांस भक्षणन तो 
शरीर के लिए ही स्वास्थ्यकर है ओर न मन के लिए स्वास्थ्यकर है । 


११३ 


तुलना के लिए मांसाहारी जन्तुओं और शाकाहारी पशुओं को ही ले 
लीजिए । मांसाहारी शेर, भेड़िया वर्ग रह कितने खूँखार डरावने और 
हिसक होते हैं इसके विपरीत शाकाहारी गाय, बल, घोड़ा हाथी 
बगे रह कितने शान्त और सरल होते हैं। उनके भोजन में भेद होना 
इसका मुख्य कारण है। मांसाहारी और शाकाहारी मनुष्यों में भी 
प्राय: ऐसा ही भेद पाया जाता है माँसाहार करने वाले मनुष्यों का 
स्वभाव बड़ा तामसिक हो जाता है। वे बहुत जल्द कुद्ध हो जाते हैं, 
उनकी विचार शक्ति भी कभो-कभी कुणष्ठित हो जाती है। किन्तु 
शाकाहारी क्वांत विचारशील और दोर्घदर्शी होते हैं।भाज विश्व में 
जो इतनी अशान्ति है इसका एक कारण बढ़ता हुआ मांसाहार भो है । 
मांसाहार ने मनुष्सों की प्रवृत्ति को तामसिक बना दिया है अतः वे 
दूसरों के विनाश की ही बात सोचते हैं। मुंह से श्ञान्ति-शान्ति 
चिल्लाते हैं और नये-नये उपाय खोज डालते हैं जिनसे अशान्ति बढ़ती 
जाती है। किन्तु इस चीज के वे इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि उन्हें 
मांस खाते हुये यह विचार हो नहीं आता कि जो जो चीज हम खा रहे 
हैं उसके लिये किसो को अपनी जान देनीं पड़ो है ' दूसरों के प्रति 
इतनी निर्देयता ओर स्वार्थीपन ने ही मनुष्य को मनुष्य के प्रति निर्देय 
बना दिया है आज जो पशु के लोहू का प्यासा है कल वही मनुष्य के 
लोहू का प्यासा बन सकता है। प्यास तो लोहू की है, जो प्यास पश्ु 
के लोह से बुझ सकती है उप्के लिये पशु का खून बहाया जाता है 
और जो प्यास मनुष्य के खून से बुझ सकती है उसको मनुष्य के खून 
से बुझाया जा सकता हैं। यह तो मनुष्य को बढ़ती हुई स्वाथंपरता 
का खेल है, कि वह प्रकृति से शाकाहारी होते हुये भी प्रकृति दत्त 
विचित्र प्रकार के अन्नों और शाक-भाजियों से स्व।स्यकर भोजन 
सुलभ होने पर भी दूधरे को जान को कीमत नहीं आँकता और उसे 
मार कर अपने पेट में रख लेता है । इसी स्वार्थपरता के बढ़ने पर 
अपने उचित हक पर स्थिर न रहकर दृपरे मनुष्यों को हत्या करके 
उनके हक को अपने अधिकार में कर लेता है। शासन तंत्र मनुष्य के 
हाथ में है । अतः मनुष्यों के लिए तो थोड़ा हो-हल्ला भी मचाया हैं 
किन्तु पश्चु बेचारे को कोन भिनता है , उसे तो मनुष्यों ने अपना खाद्य 
ही समझ लिया और खाद्य के उत्पादन में मछली आदि के भी उत्पा- 
दन की कोशिशों की जाने लगी हैं। 


११४ 


मांसाहार के निमित्त से अकेले भारतवर्ष में प्रतिवर्ष कितने 
दुधारू पशु मार डाले जाते और उससे देश को कितनी बड़ी आधिक 
तथा स्वास्थ्य-विषयक क्षति उठानी पड़तो है उसका विवरण तो आगे 
दिया जाएगा। यहाँ तो केवल इतना ही बतलाना है कि माँसाहार 
अनैतिक है वह मनुष्य को अनेतिकता की ओर ले जाता हैं, उसकी 
कोमल वृत्तियों को मसल डालता है तथा उसे निर्देयी अक्ृतज्ञ और 
दुराचारी बनाता है । 


मांसाहार श्रस्वास्थ्यकर है 


मांसाहार का मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव 
नहीं पड़ता । वेगे तो जो खानपान मानसिक दृष्टि से अस्वास्थ्यकर है 
वह शारीरिक दृष्टि से कभो स्वास्थ्यकर नहीं हो सकता। किन्तु 
मांताहार तो अनेक रोगों का जनक है।आज से कुछ वर्ष पहले 
फ्राध्यात्य डाक्टर एक स्वर से माँस भक्षण के लाभ बतलाते थे और 
उनका यहां तक कहना था कि मांस के बिना खाये मनृष्य का जीवित 
रह सकना असम्भव नहीं है किन्तु अब उनका भी मत बदल गया है। 

'डाइड एण्ड फूड' नाम की अपनो पुस्तक में प्रसिद्ध डा० हेग ने 
लिखा है--'जिन भयानक रोगों से मानव समाज पीड़ित है उनमें से 
पिंचदत्तर प्रतिशत रोग जैसे पागलपन, कसर, अशक्‍्तता और क्षाय 
प्रकृति को शिक्षाओं को न मानने के दृष्परिणाम हैं । प्रकृति का कहना 
है कि इसमें कोई गलतफहमो नहीं है कि मनुष्प एक फलाहारी प्राणी 
है, मांसाहारी नहों है । ह 

डा० हेग लिखते हैं कि मांसाहार से रक्‍त में 'यूरिक एसिड 
पैदा होता है। और साधारण से वह तिगुना हो जाता है तंथा 'यूरिक 
एसिड' के बढ़ने से उत्पन्न होने वाले रोग असंझ्प हैं। जिनमें गठिया, 
सिरदर्द, मिरगी,, मानसिक निर्बलता तथा र॑क्तहीनता उल्लेखनीय हैं। 
इनके स्ित्रा केंसर रोग मांसाहार का एक सुनिश्चित परिणाम है। 
गठिया, कोष्ठबद्धता, दुर्बलता का अनुभव, मन्दारिन और अण्डाक्षार 
सम्बन्धी रोग कैंसर रोग के वाह्य चिह्लु हैं। बंहुत से लोग कसर रोग 
की चिकित्सा चीर-फाड़ वर्गरह को मानते हैं, किन्तु यह ठोक नहीं है। 
केसर रोग को उचित चिकित्सा केवल वनस्पति आहार है । 


११४ 


केसर एक भयानक रोग है। यह मृत्यु का कारण है और 
मांसाहारी समाज में बहुत तेजी से फेल रहा है। कैसर के सिवा अन्य 
भी कुछ ऐसे रोग हैं जो मांसाद्वारियों को होते हैं। उदाहरण के लिए 
टी० बी० का नाम उल्लेखनीय है। यह वास्तविक सत्य है कि मांस के 
लिये जो पशु मारे जाते हैं उनमें से बहुतों को यह रोग होता है। और 
उनसे उनका मांस खाने वालों को हो जाता है। 

प्रोफेसर हचिसन ने इस सिद्धान्त का आविष्कार किया है कि 
सड़ी हुई मछलियों के क्षयरोग से कुष्ठ रोग अधिकतर फंलता है। 


इसके सिवा मांस मादक और उत्तेजक तत्त्वों का प्रसारक है। 
माँस भक्षण से पेदा होने वाली अशक्तता, दुर्बलता और जड़ता शराब, 
चाय और तम्बाक्‌ वर्गरह मादक तत्वों के पान की उत्कृष्ट लालसा 
पंदा करती है। और मांस तथा मदिरा वगगरह के संयोग से नैतिक 
पतन, रोग और पागलपन वगरह फैलता है। मांसमभक्षी देशों को 
गणना बतलातोी हूँ कि वहां मानसिक रोग इतने बढ़ गये हैं कि पागल- 
खाने रोगियों से भरे रहते हैं । 


माँसाहार शक्तिदायक नहीं है 

लोगों में यह एक भ्रमपूर्ण धारणा फंली हुई है कि मांस खाने 
से शक्ति और स्फूति आतो हूँ। तथा मांसाहारी बलवान, साहसी और 
निडर होता हैं । लोगों ने भ्रम से निर्देयता और अविचारकता को 
शक्ति और साहस मान लिया हैँ, क्योंकि मांसाहारियों में ये दोनों 
भाव अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। मांसाहारी जल्द उत्तेजित हो 
जाता है और बिना बिचारे मारकाट करने पर उद्यत हो जाता है 
इसको शक्षित या स्फूर्ति नहों कहा जा सकता | शक्ति तो शारोरिक 
और मानसिक डृढ़ता का नाम हैँ और उसका मापदण्ड मनुष्य की 
कार्य कर सकने की क्षमता हैँ। एक मनृष्य शरीर से मजबूत होने पर 
. भ्ी यदि देर तक कार्य नहीं कर सकता तो उसे दक्तिद्ञालों नहों कहा 
जा ध्कता | एक मनुष्य भारी बोझ उठा सकता है किन्तु यदि उसे 
लम्बी दोड़ में दौड़ना पड़े तो वह थक जायेगा। इस बात को दृष्टि में 
रखते हुये यदि देखा जाये तो यथार्थ में मांसाहारी से क्षाकाह्मरी 
अधिक शकव्तिश्षाली होता है। 


११६ 


उसका कारण यह है कि जिस भोजन में यूरिक एसिड होता है 
उसके खाने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है 
और ऐसा होने पर थकान जल्द आ जाता है। मांस में यूरिक एसिड 
होता है यह ऊपर बताया है। अतः मांस श.क्तदायक न होकर उल्टा ही 
होता है। मांस को शक्तिदायक माना जाता है, प्रोफेसर हेग के मता- 
नुसार उसका खास कारण यह है कि मांस में असम्लक्षार पाया जश्ता 
है जो उत्तेजक होता है अतः: उसको खाने से पाचन क्रिया को उत्तेजना 
मिलती है और रक्त्त-संचार बढ़ता जाता है। अत: मांसाहारी जल्द ही 
अधिक शक्ति पाने में समर्थ हो जाता है। किन्तु उसका प्रभाव जल्द 
ही एकदम समाप्त हो जाता है। क्योंकि उत्तेजना तो कोई शक्ति नहीं 
है, उससे तो इतना हो होता है कि जल्दी शब्ित प्राप्त हो जाती है, 
ज्यों ही वह शक्ति खर्च हो जाती है नियम से उसके बाद क्षीणता का 
अनुभव होता है । इसके विपरीत जो मनुष्य यूरिक एसिड से रहित 
भोजन--जंसे रोटो, पनीर वर्ग रह खाते हैं उनमें यूरिक एसिड के पैदा 
न होने से वे उसके कारण पेदा होने वानी थकान से बचे रहते हैं । 


विदेशों में प्रतियोगिताओं के द्वारा भी इस बात का निर्णय 
किया जाता है कि मांसाहारी और शाकाहारी में से कौन अधिक 


शक्तिशाली होता है। प्रो० हेग ने इस तरह के कुछ उदाहरण अपनी 
००स्तक में दिये हैं । दो इस प्रकार हैं-- 


जून १८९६८ में १४ मांसाहारियों और ८ शाकाहारियों ने ७० 
मील को गमन-प्रतियोगिता में भाग लिया। १७ शाकाहारी अच्छी 
हालत में सर्वप्रथम अपने स्थान पर पहुंचे । मांसाहारियों में से केबल 
एक व्यक्ित अन्तिम शाकाहारी के अपने स्थान पर पहुंचने से ? घण्टे 
बाद पहुंचा और वह भी एकदम थका हुआ । हंष मांसाहारी ३५ मील 
के बाद ही अपना साहस खो बैठे । 


मई १६०२ में १२४ मील की गमन प्रतियोगिता में १८ शाका- 
हारियों तथा १४ भांसाहारियों ने भाग लिया । १० शाकाहारी और 
केवल तीन माँसाह्वारी उसमें सफल हुए। सर्वप्रथम आने वाले छहों 
व्यक्ति शाकाहारी थे। उनमें भी सर्वप्रथम विजेता सर्वप्रथम पहुंचने 
वाले मांसाहारी से ७ घण्टे पहले अपने स्थान पर पहुंचा था। ओर सबसे 


११७. 


अन्त में पहुंचने वाला मांसाहारी सबसे अन्त में पहुंचने वाले शाकाहारी 
से चार घण्टे से भी बाद में पहुचा । ह 

कुछ लोगों का विश्वास है कि मांस के खाने से मस्तिष्क का 
निर्माण होता है और रक्‍्तपान करने से मानव दारीर में रक्त की 
वृद्धि होती है। किन्तु शरीर विज्ञान बतलाता है कि इस विद्वास में 
जरा भी सच्चाई नहीं है। हमारा शरीर अपने योग्य अवयवों का 
निर्माण स्वयं करता है । 

इतिहास प्रेमियों को ज्ञात है कि नेपोलियन प्रथम अपने जीवन 
के उत्तराद्ध में एकदम शक्तिहीन हो गया था और अपस्मार रोग ने 
आक्रमण कर दिया था । इसका कारण उसकी खूराक थी क्योंकि वह 
प्रतिदिन तत्काल मारे गए बैल का भेजा खाता था। इस झूठे उपचार 
से उसके पैट में केंसर हो गया। अन्त में ५१ वर्ष की उम्र में ही 
उप्तका मरण हो गया । जो लोग मिथ्या विश्वासों में पड़कर प्रकृति के 
नियमों की परवाह नहीं करते उनकी ऐसी ही दशा होती है। 

कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग शाकाहार पर अपना 
जीवन बिता सकते हैं किन्तु सब के लिए यह सम्भव नहीं है । उम्र, 
शारीरिक संगठन, शारोरिक तथा मानसिक श्रम, जलवायु वरगरह का 
अन्तर होने से मनोरंजन में भोजन में भी अन्तर होना आवश्यक है । 
यह कथन ठीक है किन्तु इससे इतना ही साबित होता है कि उक्त 
बातों का ध्यान रखते हुए भोजन के परिमाण और उनके प्रकारों में 
भेद होना जरूरी है जिससे उचित पोषक ठत्व शरीर में पहुंच सके | 
परन्तु इससे किसी के लिए मांसाहार करना तो आवश्यक नहीं ठहरता 
क्योंकि मनुष्य स्वभाव से शाकाहारी प्राणी है अतः शाकाहार में वे 
सब पोषक तत्व मौजूद हैं जो भी मनुष्य शरीर के लिए आवध्यक हैं । 

डा० हेग लिखते हैं--'वानस्पतिक राज्य की उपज के ऊपर 
जीवन बिताना बहुत सरल है। मुझे अपने अन्वेषणों से पता चला है 
कि ऐसा होना केबल संभव हों नहीं है बल्कि हर दृष्टि से शाकाहार 
अत्यन्त श्रेष्ठ हैं मौर उससे अपरिमित मात्रा में तथा शारीरिक शक्ति 
प्राप्त होती है। 

'होम साइक्लोपीडिया' में डा० फूट लिखते हैं--शाकाहार में 
झोजन के सब आवश्यक तत्व वत॑मान हैं। उनके सम्मिश्रण से मांस से 
अधिक पोषण तत्व प्राप्त होते हैं ।' 





११८ 


एक दूसरे डाक्टर लिखते हैं--'यह निश्चित है कि दारीर के 
पोषण के लिए आवश्यक नाइट्रोजन के लिए मांसाहार जरूरी नहीं है । 
रसायनिक दृष्टि से उसके लिए वातस्पतिक राज्य से चुनी हुई खुराक 
पूर्णतता उचित तथा पर्याप्त है ।' 


यह सब जानते हैं कि मनुष्य जाति जिन पशुओं का मांस खाती 
है प्रायः वे, सब शाकाहारी होते हैं। उनके शरीर का निर्माण शाका- 
हार से ही हुआ है। शाकाहार से बने हुए शरीर को काटकर उसका 
मांस खाने के बजाय यदि शाकाहार हो किया जाये तो वया उस जाति 
का बल भ्राप्त नहीं हो सकता, विशेषज्ञों का मत है कि चूंकि पशु का 
मांस अपना काम कर चुकता है अत: वह इस योग्य नहीं रहता है कि 
उसके खाने से शरीर में तया निर्माण हो सके । 


१५१० में मि० ल.भशंकर लक्ष्मीदास ने शाकाहार के सम्बन्ध 
में लन्दन काउन्टी कौंसिल के एक प्रयोग का समाचार पचें में प्रका- 
शित कराया था । जो इस प्रकार है--'लन्दन शाकाहारी समिति के 
मंत्री ने ६ माह तक दस हजार बच्चों को शाकाहार पर रखा और 
उतने ही बच्चों को मांसाहार पर रक्खा । छ; माह के बाद डाकटरों 
के द्वारा दोनों ओर के बच्चों की परीक्षा की गई। उससे यह प्रमाणित 
हुआ कि मांसाहारी बालकों से शाकाहारी बालकों का स्वास्थ्य उत्तम 
था, वजन अधिक था, मांशपेशी मजबूत थी ओर चमड़ा साफ सुथरा 
था।' 


अतः आक्सफोर्ड के डाक्टर जान' वुड़ को सम्मति के अनुसार 
(जो उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव तथा वर्षों तक अस्पतालों में रोगियों 
की चिकित्सा करने के आधार १२ कायम की थी) मांसाहार अनावश्यक 
अस्वाभाविक और अस्वास्थ्यकर है । 





4... #$ 8 ग्राल्ताएची शाक्ा ह. तलशा6 [0- 800 परए एएजए ७जा 
शिण्ा तह 765008 00 फुशइणाब। ७कुछ९एंश॥0०९ 70 ०7 0786॥- 
राणा ऐरा0प्॒ड्रण्फपा प्रध्ाए एटक्‍ाड णी जठक्ोंशे 0 छार2० 
छाबलॉए्ट, 4. गश्योगाशं॥ पडा विलशी-स्काधहू 8. छणात€0०८४5४५, 
प्राधब्राणओं श्ाते प्राजों।0080त€.' 


शशर 
शाकाहार के ग्रग 


शरीर को स्वस्थ रखने के लिये जेसे शुद्ध जलवायु आवध्यक है 
पैसे ही स्वच्छ और शुद्ध भोजन भी आवश्यक है। शाकाहार या फला 
हार या एक ऐसा शुद्ध सात्विक और पुष्टिकर तथा रुचिकर भोजन 
है जिसे देखकर न तो किसी को ग्लानि और अरुचि होती है और जो 
बिना किसी को कष्ट पहुंचाये सरलत।, से प्राप्त किया जा सकता 
है। तरह-तरह के अनाज, तरह-तरह की शाक-सब्जी और तरह तरह 
के रंग-बिरंगे फलों को देखकर दर्शक का चिस प्रसन्न हो जाता है। 
उदासीन की उदासी भाग जाती है और भरे पेट मनुष्य को भी खाने 
की इच्छा हो आतो है। यह वह आहार है जिसे प्रकृति जन्म देतो है 
और प्रकृति ही पालन-पोषण करती है। जब वह तैयार हो जाता है 
तो वृक्षों से स्वयं टपक पड़ता है उसे तोड़ने के लिये कोई भी कष्ट देने 
की जरूरत नहीं पड़ती । 


, सुबह उठकर किसी सब्जी मण्डी में चले जाइये और रंग-बिरंगे- 
तरह तरह के फलों और साग-सब्जियों से अपनी डलिया भर लाइये । 
या स्वयं ही अपने आंगन वगैरह में थोड़े से परिश्रम से उत्पन्त कर 
लीजिये । बच्चों से उन्हें बचाना आपके लिये कठिन हो जायेगा । आप 
उन्हें छिपाते फिरेंगे और बच्चे उन्हें अपने भरसक बिना खाये न 
छोड़ेंगे । फलों के प्रेमी जितने बच्चे होते हैं उतने बड़े नहीं होते । वक्षों 
की अपेक्षा बच्चे प्रकृति के अति निकट होते हैं । अतः वे प्रकृति दत्त 
आह्वार को ग्रधिक पसन्द करते हैं, जब वे जन्म लेते हैं तो प्रकृति उनके 
लिये माता के स्तनों में दूध उत्पन्न कर देती है। जिसे पीकर बच्चे 
पुष्ट और नीरोग रहते हैं । 


असल में मांसाहार में ऐसी कोई विशेषता नहीं है जिसे वानस्प- 
तिक राज्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसके सिबा शाकाहार में 
एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें से अपनी अ्रकृति स्वास्थ्य 
और जल वायु के अनुकूल आहार चुना जा सकता है क्योंकि किन्‍्हीं 
वनस्पतियों में भोजन के सभी मुख्य अंश मौजूद हैं तो किन्‍्हीं में 
शक्कर और तेल की बहुतायत है । दूसरे जबकि मांसाहार रोगों का 
कारण है तब शाकाहार से न केवल रोग उत्पन्न होते बल्कि उत्यन्त 


१२३ 


हुये रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि केवल फलाहार करने 
से भयानक रोग भी नष्ट हो जाते हैं! 


कुछ विदेशी डाकटरों ने पियवकड़पने कीं आदत के कारणों और 
उससे छुटकारा पाने के सम्बन्ध में खोज की। फलस्वरूप वह इस नतीजे 
पर पहुंचे कि मांसाहार की अधिकता से ही मादक द्व॒व्यों के सेवन की 
ओर अधिक रुचि होती है । उन्होंने मांसाहार छुड़ाकर मदिरा पान की 
इच्छा से अनेक रोगियों को विरत कर दिया और फलाहार कराने से 
उनका रोग शान्त हो गया । अत: जब मांसाहार से भनुष्य में बरी 
आदतें पैदा होती हैं तव शाकाहार उन आदतों से छुटकारा दिलाता है। 


इनके सिवा शाकाहार का एक बड़ा लाभ यह है कि वह मांस- 
पेशियों को मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिये बनमानुद को ले 
लीजिये | वह बड़ा शक्तिशाली होता है। और शेर तक का सामना 
करता ह । वह फलाहारी होता है। हाथी शाकाहारी है जो दो सो वर्ष 
तक जीता है तथा सौ सवा सौ मन तक बोझा उठा सकता है । गैण्डा भी. 
वहुत शक्तिशाली होता है। वह माँसाहारी चीते से बीस गुना भारी 
होता है। बैल, गाय ओर घोड़ा तो हमारे पालतू जानवर हैं। ये सब 
शाकाहारी हैं। और बड़े स्वस्थ मजबूत और परिश्रमी जानवर हैं। 
घोड़े से तो शक्ति का माप किया जाता हैं। अतः जैसे शाकाहार से ये 
जानवर मजबूत और शक्तिशाली हो सकते हैं वैसे ही पुरुष भी हो 
सकता है | अतः यह धारणा कि शाकाहार जाति को नामर्द और 
लड़ाई के अयीग्य बनाता है बिल्कुल असत्य है। हाँ इतना अवश्य है 
कि शाकाहारी शान्तिप्रिय होता है। और अनावश्यक रक्‍तपात से 
बचना निश्चय ही सद्गुण है । इन रुद्पुणों से ही संसार में शान्ति रह 
सकती है इसके सिवा शाकाह।री विजेताओं की कथा इतिहास में 
अंकित है। 
प्रसिद्ध लेखक जादम स्मिथ लिखता है कि ग्रीक और रोमन 
सेनाएं मांस का सेवन नहीं करती थीं । उन्होंने अनेक देशों को जीता । 
किन्तु जब उन्होंने माँस खाना शुरू कर दिया तो उनकी क्षित घटने 
लगी और वे सुस्त और काहिल बन गईं । परसिया के सम्राट सोरस 
ने अनेक देशों को जीता और परसिया को एक गिरे हुये देश से विद्याल 


१२१ 


साज्ाज्य बनाया । वह केवल स्वयं ही शाकाहारी नहीं था किन्तु 
उसने अपनी सेना को भी शाकाहारी करने की सख्त आज्ञा दे रक्खी 
थी । भारतवर्ष में भी सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त, अशोक, श्रीहर्ष आदि अनेक 
जैन बौद्ध ओर शैव राजा मांसाहारी नहीं थे फिर भी उन्होंने विदे- 
ज्षियों के आक्रमणों से भारत की सुरक्षा करके उसे समृद्ध बनाया था। 


यह बात उल्लेखनीय है कि हिन्दू जाति को अन्य जातियों से 
भिन्न करने वाली वस्तुओं में से एक शाकाहारी भी है। जब भारतवर्ष 
के सुदिन थे तब भारतीय अधिकतर शाकाहारी थे और मद्य मांस से 
बचते थे । किन्तु जब उन्होंने इन चीजों से परहेज करना कम किया वे 
विलासो बन गये और आपस की फूट घमण्ड और लापरवाही के 
कारण वे न केवल अपना साम्राज्य खो बैठे, बल्कि दास बन गये। 
यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि बिना नैतिक पतन हुये किसी देश 
या जाति का पतन नहीं हो सकता | इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि पहले नेतिक पतन होता है और उससे राजनेतिक पतन का प्रारम्भ 
होता है हिन्दुओं के नैतिक पतन ने ही उनकी राजनैतिक दासता को 
बुलाया और यदि अभी भी वे नहीं चेते तो प्राप्त स्वतन्त्रता भी टिक 
नहीं सकेगी । अस्तु ! 

छाकाहार आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक है। यह हिसाब 
लगाया है कि एक एकड़ जमीन में घास पैदा करके उससे पालित 
मवेशियों का मांस जितने मनुष्यों के लिये पर्याप्त हो सकता है, उस 
जमीन को अच्छी तरह से जोतकर यदि उसमें खेती की जाये तो उससे 
उत्पन्त होने वाला अन्न उससे बीस गुने मनुष्यों को पर्याप्त हो सकता 
है । एक कसाई खाने में सुअर के बच्चों को मोटा ताजा बनाने के लिये 
जई का आटा दिया जाता था| जब उनको मार कर मांस तैयार किया 
गया तो मालूम हुआ कि वह मांस जितने आदमियों के लिये पर्याप्त 
हुआ, सुअरों को खिलाया गया जई का आटा उससे चौोगुने मनुष्यों के 
लिए पर्याप्त था । 

इसके सिवा माँसाहार के लिये पशुओं के मारे जाने से देश की 
अमूल्य संपत्ति रूप पशुधन की जो क्षति होती है वह तो एक बड़ी 
आशिक हानि है। बहुत वर्ष बीते एक अंग्रेजी पत्र 'इण्डियन मिरर' से 
एक अधिकारी व्यक्तित की सूचना के अनुसार यह प्रकट किया था कि 


श्र 


समस्त भारत में अकेले यूरोपियनों के लिये प्रति दिन ६० गाएं मारी 
जांती हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहाँ कृषि का एकमात्र 
सहारा बैल हैं, प्रति दिन इतनी बड़ी संख्या में गोओं का मारा जाना 
कितनी बड़ी आर्थिक हानि है। यदि इस विनाश से पश्चधन को बचाया 
जा सके तो देश को सम्पत्ति बढ़ने के साथ ही साथ घी दूध का दुभिक्ष 
भी दूर हो जाये, अच्छी नस्ल के बैलों से जमीन की उपज बढ़ जाये, 
गोबर के खाद से मिट्टी उवेरा हो जाये और भारत के भाबी नागरिकों 
को अच्छी खुराक मिलने लगे जिससे हमारा राष्ट्र सबल और सम्पन्न 
वन सकता है । 
वर्तमान में हमारा राष्ट्र बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा है। 

एक ओर खाद्य समस्या जटिल होती जाती है तो दूसरी ओर आ्िक 
कठिनाइयाँ भी बढ़ती जाती हैं। घी, दूध का दर्शन भी दुर्लभ हो गया 
अतः थोड़े से व्यय पर जो भोजन स्त्री-पुरुषों को स्वस्थ और शक्ित- 
शाली बना सकता है वही हमारे देश के लिये लाभकाली हो 
सकता है। अतः भोजन के लिये किये जाने वाले वध से बचना ही 
चाहिये । 

हि अब प्रदन यह होता है कि स्वयं मरे हुये पज्ु का मांस खाने में 
क्या हानि है । जहाँ तक हम जानते हैं स्वयं मरे हुये पशु का मांस जो 
जातियाँ खाती हैं वे मांसाहारियों में भो अच्छी दृष्टि से नहीं देखी 
जातीं । ऐसा मांस तो वहुत ही अधिक हानिकर है, क्‍योंकि स्वयं पशु या 
तो रोग से मरता है या बूढ़ा हो जाने पर मरता है दोनों ही अवस्थाओं 
में उसका माँस खाना हानिकर है। बोद्ध धर्म में त्रिकोटि परिशुद्ध 
माँस के खाने की आज्ञा पाई जाती है। जिसका खुलासा बौद्ध धर्म 
और अहिंसा प्रकरण में किया गया है । इस आज्ञा से बौद्ध धर्मी देशों 
में मांसाहार की प्रचलित परम्परा का निरोध नहीं हो सका है। बल्क 
प्रकारान्तर से मांसाहार करने की प्रवृत्ति चालू है। उदाहरण के लिये 
तिब्बत बौद्ध धर्मी हैं और वहाँ के लामा भी बौद्ध हैं। उनके लिये नगर 
से दूर पशुओं का वध किया जाता है जिससे उसका माँस त्रिकोटि 
परिशुद्ध कहा जा सके । आज जो मांस की दूकानों पर माँस बिकता 
है वह भी एक तरह से त्रिकोटि परिभ्रुद्ध ही है क्योंकि जो व्यक्ति उसे 
खरीद कर लाता है उसके लिये तो पशु मारा नहीं गया वह तो सर्व- 
साधारण के लिये मारा गया है । अतः वह व्यवस्था भी यज्ञीय पशु के 


१२३ 


माँस भक्षण करने को प्रथा के जैसो ही समझनी चाहिये। उससे 
मांसाहार निषेध को कोई बल नहीं मिलता । ' 


श्ौषधि के लिए हिला 


भारत के प्राचीन पेद्यक ग्रन्थों में अन्य वस्तुओं के साथ मांस के 
भी गुण-दोष बतलाये हैं। उससे यही प्रतीत होता है कि जो मनुष्य 
- मांसाहार करते हों, वैद्य उनके रोग और प्रकृति के अनुसार उन्हें 
मांसाहार करने की सम्मति दे सके । जेनाचार्यों ने भी वेद्यक पर अनेक 
मौलिक ग्रन्थों की रचना की है, किन्तु उन्होंने किसी भी औषधी के 
अनुपान रूप से या पथ्य रूप से रोगी को मांस खिलाने का विधान 
नहीं किया, क्योंकि वे मानस शरीर की स्वस्थता के लिए मांसाहार 
को अनावश्यक समझते थे। किन्तु पाइचात्य चिकित्सा प्रणाली में 
शायद ही कोई वस्तु बची हो जिसका उपयोग औषधि निर्माण के लिए 
न किया जाता हो । इसमें सन्देह नहीं कि पाशचात्य चिकित्सकों ने 
शरीर की चीर फाड़ को प्रक्रिया में आश्वातीत उन्नति की है और 
उनकी चिकित्सा को वह सबसे बड़ी विशेषता है। तथा उससे मनुष्य 
जाति को बहुत से शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलने में सहायता 
मिली है। किन्तु जब हम उन निर्दयतापूर्ण प्रक्रियाओं का अध्ययन 
करते हैं जिनके द्वारा पाश्चात्य चिकित्सा में इतनी अभ्युश्नति हुई है 
तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पादचात्य चिकित्सकों ने अपने क्र्रतापूर्ण 
प्रयोग केवल पशु शरीर पर ही नहीं किये किन्तु जीवित मानवशरीरों 
पर भी किये हैं। पहले जिन लोगों को मृत्यु दण्ड दिया जाता था 
उन्हें जीवित ही किसी प्रयोगशाला को सौंप दिया जाता था। और 
डाक्टर लोग उस जीवित प्राणी का अंग चीर-चीरकर अपने प्रयोग 
किया करते थे। मनुष्य पीड़ा से तड़फड़ाता था मगर उसे जीवित 
रखने का प्रयत्न किया जाता था, जिससे उसके शरीर पर बहुत दिनों 
तक प्रयोग किया जा सके | प्रायः हब्शी लोगों को, जो क्र दासप्रथा 
के शिकार बने हुए थे, ऐसी ही मृत्यु यंत्रणा दो जाती थी। पशु-पक्षियों 
के शरीरों पर तो आज भी मानव चिकित्सकों की पैनी केंचियाँ और 
छुरियाँ चलती ही रहती हैं। उनके शरीर के विविध द्रवों से न जाने 
कितनी दवाइयां तैय.र की जातो हैं। चेचक के टीके की , दवाई का 


११४ 


निर्माण तो पशु शरीर पर ही किया जाता है। भारत से पकड़ कर 
जो बन्दर और कुत्ते विदेश भेजे जाते हैं उनका उपयोग ऐसे हो कर 
कार्यों में किया जाता है । 

मनुष्य की स्वार्थपरता ने उसे अत्यन्त क्र ओर निर्दय बना 
दिया है। पशुजगत के लिए उसके दिल में जरा भी दया नहीं है। 
अपना शरीर अपना स्वास्थ्य और अपनी आरामतलबी ही उसे इष्ट 
है। उसके लिए यदि दूसरों को घोर कष्ट पहुंचता हो, यहाँ तक कि 
उनके प्राण भी ले लिये जाते हों तो उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। धीरे- 
धीरे मनुष्य की यह स्वार्थपरता उसके ही विनाश की सामग्री इकट्ठी 
किये देती है। मनृष्य मनुष्य के खून का प्यासा होता जाता है। 
प्रारम्भ में जो लापरवाही पशु-समाज की ओर दिखाई गई उसने 
मनृष्य को और भी नीचे गिरा दिया है और अब वह 'सब चोजें मनुष्यों 
के लिए हैं' इस स्वार्थपूर्ण भावना को संकुचित करके 'सब मेरे लिए है” 
इस गहित भावना का शिकार होता जाता है। अत्यधिक उपयोगिता- 
बाद भी अनथंकारी ही है । 

अत: उपयोगिता के साथ-साथ या मानव शरीर को स्वस्थ और 
सबल रखने के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखना आवद्यक है 
कि मानव शरीर में बास करने वाला आत्मा भी स्वस्थ और सबल 
बना रहे | आत्मा को मारकर शरीर को जीवित रखने से कोई लाभ 
नहीं है। मनुष्य को कोमल वृत्तियां ही मानव समाज की सुरक्षा के 
लिए आवश्यक कवच हैं। उनके भर जाने पर मानव समाज जीवित 
नहीं रह सकती । अतः आहार की तरह ही औषधि के लिए भी पशु- 
पक्षियों का निर्देयतापूर्ण वध रुकना चाहिए। इसी में मानव का 
कल्याण है। 


मनोधितोद के लिए हिसा 
जंगल के शिकारी जानवर तभी किसी पर आक्रमण करते हैं, 
जब भूखे होते हैं या उन पर कोई ६मसला करता है। किन्तु दिकारी 
मनुष्य उन जानवरों से भो गया बीता है, क्योंकि वह बिना आवद्य- 
कता केवल मनोविनोद के लिए भी पशु-पक्षियों का शिकार करता है। 
जो हिंसक जन्तु आदमखोर हो जाते हैं जंगलों से आकर मनुष्यों को 
बस्तियों पर हमला कर बैठते हैं। उनको यदि स्वार्थी मनष्य मारे तो 


११४ 


उसे उचित कहा जा सकता है, किन्तु जंगलों में जाकर हिरन जैसे 
शान्त प्राणियों पर गोलो चलाना कहाँ तक उचित है? इससे केसे 
बीरता आती है यह हम नहीं समझ सकते। यदि पशु समाज उन 
साधनों से सम्पन्न होता जो मनुष्य को प्र,प्त हैं तो निश्चय ही पशु 
समाज की ओर से मनुष्य समाज पर ऐसे भयानक आरोप 
लगाये जाते कि मनृष्य समाज को अपना मुंह दिखला सकता भी 
कठिन हो जाता । मनुष्य की शिकारी मनोवृत्ति के कारण जंगल जीव- 
जन्तुओं से शून्य होते जाते हैं, अनेक जातियां तो नष्ट ही हो गईं। 
फलत: सरकार को किन्हीं जंगलों में शिकार खेलने को मनाई करनी 
पड़ती है। सचमुच में मनृष्य भी अजीव जंतु है जो पृथ्वी की उपज से 
प्राप्त होने वाले भोगोपभोग के साधनों से तृप्त न होकर कमजोर और 
मूक पशुओं की मारकर अपना ड्लि बहलाता है। जरा कल्पना तो 
कोजिये कि जल के जीवजन्तु डरकर भागे जा रहें हैं और मनृष्य उनके 
पीछे घोड़ा दौड़ाता जाता है। नर मादा से विलग हो गया है और मादा 
अपने बच्चे के लिये आकुल है जो दौड़ नहीं पाता । फिर भो घुड़सवार 
उन्हें गोली का शिकार बनाता है। एक व्याध के बाण से एक काम- 
मोहित सारस को विधता देखकर कवि वाल्मीकि के मुख से जो कविता 
प्रसृत हुई थी प्रत्येक शिकार के प्रेमी को उस पर शांतचित्त से विचार 
करना चाहिए--- 

उक्त हिंसाओं के अतिरिक्त मनुष्यों में जो चमड़े की बनी वस्तुओं 
के व्यवहार की प्रथा जोर पकड़ती जाती है, उसके कारण भी पशु 
हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है । जो पशु स्वयं मर जाते हैं उनके चमड़े 
का उपयोग किया जा सकता है। किन्तु स्वयं मरे हुए पशु का चमड़ा 
सख्त होता है। अंतः मनुध्य के कोमल अंगों के लिए कोमल चर्म तैयार 
करने की दृष्टि से गाय-बेलों का वध बड़ी क्रूरता से किया जाता है। 
उनके दारीर को पहले बेतों से खूब धृना जाता है। जब बेतों की मार 
से चर्म में रशत का प्रवाह तेजी से होने लगता है, तुरन्त पशु को मशीन 
पर खड़ा कर दिया जाता है और जीवित गाय का जर्म उतरकर अलग 
हो जाता है। यह चम ही 'करूप लेद र' कडलाता है जिसमे बढ़िया जूते 
वगैरह तैयार होते हैं जिसको कोमलता पर हम मुग्ध हो जाते हैं और 
उनको प्रशंसा करते हुए नहों यकते। इसी तरह अंग्रेज लेडियों के लिए 
मुलायम खालें, दस्ताने, कोट वगैरह तैयार किये जाते हैं। सुअरों से 


१२६) 


कोमल बाल निकाले जाते हैं। विलासी मनुष्यों के लिए बेचारे मृक 
पशुओं को न जाने कितनी यंत्रणायें सहनी पड़तो हैं। यदि कोई लेखक 
मनुष्यों के लिए पशुओं पर किये जाने वाले अत्याचारों की रोमहरषेंक 
कहानी प्रस्तुत कर सकें तो शायद मनुष्य को आँखें खुल सकें और वह " 
देख सके कि उसमें और पशु में से कौन वास्तव में अधिक क्र और 
हिंसक है। 

इस प्रकार भ्रृहस्थ को ऊपर कही गई हिसाओं में से कोई भी 
हिंसा नहीं करना चाहिए । अर्थात्‌ धर्म के नाम पर, भोजन के लिए, 
मऔौषधि के लिए और मनोविनोद के लिए किसी भी प्राणी का घात 
नहीं करना चाहिए। ये सब्र हिसाएं संकल्री अथव। अनारम्भी कही 
जाती हैं। इनके विना भी मनुष्य अपना निर्वाह कर सकता है। किन्तु 
सावधानीपूर्वक जीवन-निर्वाह करते हुए भी जो हिसा- हो जाती है, 
जिसे टालना सम्भव नहीं है वह हिसा आरम्भी कहलाती है। अहिसा 
का एकदेश पालन करने वाला श्रावक्र आरम्मी रहसा का त्याग नहीं 
कर सकता, क्योंकि विना आरम्भ के गृहस्थाश्रम नहीं चल सकता फिर 
भी वह उसमें सावधानी तो करता ही है । 


भ्रारम्भी हिसा 


किसी भी समाज, देश या राष्ट्र की रीढ़ तो वे गृहस्थ ही हैं 
जिनके समूह से वह्‌ समाज या देश अथवा राष्ट्र बना है। उन गृहस्थों 
का काम बिना कुछ किये नहीं चल सकता। सबसे प्रथम तो उनके 
सामने आत्मा और आत्मीय जनों के जोवन निर्वाह का प्रश्न है। उसके 
लिए उन्हें दो काम करना आवश्यक है--एक जीविका उपार्जन, दूसरे 
उपाजित घन से जीविकोपयोगी सामग्री लाकर उससे शरीर का पालन- 
पोषण करना । ये काम ऐसे हैं जिन पर केवल गृहस्थ का ही नहीं 
किन्तु सबका योगक्षेम निर्भर है। क्योंकि जीविका उपाजेन पारस्परिक 
: ड्यवहार का विषय है। अकेला मनुष्य बिना दूसरों के सहयोग के 
” अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता । 
सबसे प्रथम तो उसे एक जीवत सहचरी की आवश्यकता है। 
. उसके ब.द कुछ उद्योग धन्धा या मेहनत मजदूरी करना जरूरी है। 
. ग्रदि वहू उद्योग धन्धा करता है तो उसका संबंध अपने ग्राहकों और 


१२७ 

व्यापारियों से रहेगा । अत. उसके व्यवसाय का असर या अपने व्यव- 
साथ में वहु जो नीति बरतेग/ उसका असर उससे संबंध रखनेवाले 
व्यक्तियों पर अवश्य पड़ेगा । इसी लिये एक अहिंसक गृहस्थ के लिये 
सबसे प्रथम यह आज्ञा दी गई है कि वह नन्‍्यायपूर्वक अपनी जीविका 
उप,जंन करे और न्यायपूर्वक आजीविका करने के लिये उसे कुछ हिंदा- 
यतें दो गई हैं जो इस प्रकार हैं -- 

१. उसे सन्‍्तोषी होना चाहिये । 

२. उसे उतना ही आरम्म करना चाहिये जितना वह स्वयं कर सकता 
हो, अपनी शक्ति से बाहर उद्योग-प्रन्धा करना अनुचित है । 

३. उसे अपने जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक धन, धान्य, जमीन, 
जायदाद वर्ग रह की एक सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिये और 
उस सीमा को यदि शक्‍य हो तो घटाते जाना चाहिये, किन्तु लोभ 
में आकर बढ़ाना नहीं चाहिए । 

४. का के लिये आवश्यक सामग्री का अनुचित संग्रह नहीं करना 
चाहिए । 

५. अपने आश्रितों को पहले खिलाकर तब पीछे स्वयं खाना चाहिये 
और उनसे शक्ति से अधिक काम नहीं लेना चाहिये । 

६. धत संचय को भावना से राजकीय नियमों का उल्लंघन नहीं 
करना चाहिये । 

७. कमतो बढ़ती तोलना या नापना नहीं चाहिये । 

८. मूल्यवान वस्तु में अल्प मूल्य वाली वस्तु मिलाकर नहीं बेचना 
चाहिये । 

€. जाली सिक्‍के वर्ग रह नहों चलाना चाहिये । 

इन नियमों में प्रारम्भिक नियम आधार भूत हैं। मनुष्य का 
असन्तोष ही उसे अनुचित तरोके से घनोपार्जन करने के लिए प्रेरित 
करता है। और आवद्यक धन धान्य होते- हुये भो मनुष्य अपने धन के 
बल पर बहुत से आदमियों को बाजार भाव से नौकर रख कर उनसे 
मनत्ाहा काम लेता है उसकी दृष्टि में व्याय-अन्याय का भेद नहीं 
रहता। और एकमात्र धन संत्रय ही उसके जीवन का उद्देश्य हो 
जाता है।इस तरह के आवश्यक संबयोी धनलोलुप व्यक्तियों के 
कारण ही समाज में असन्तोष की आग भड़क उ5ती है और हिंसा का 
बाजार भर्म हो उठता है । | 


१्रैष 


आज की अश्ञान्ति का मूल कारण साम्राज्य लोलुपों और क्न- 
लोलूपों का अनावश्यक संचय ओर उत्पीड़न हो है। जब तक वे अपनी 
इस प्यास को सन्तोषरूपी जल से बुझाने में असमर्थ हैं तब तक विश्व 
में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती । या तो उनकी इस प्यास के कारण 
विश्व हो नष्ट हो जायेगा या फिर विश्व को अशान्ति के कारण वे ही 
नष्ट हो जाएंगे । दोनों का अधिक दिनों तक साथ-साथ चलना संभव 
प्रतीत नहीं होता । 

अतः प्रत्येक अहिसक गृहस्थ को ऊपर के नियमों का ध्यान 
रखकर अपनो जीतजिका उपाज॑न करनी चाहिये । इसमें उसे कठिनाइयाँ 
उठानी पड़ सकती हैं । यह संभव है कि वह बेईमानी और फरेब से घन 
कमाने वालों की तरह धनी न हो सके क्योंकि ६९द्ध धन से आनन्द- 
पूर्वक जीवन निर्वाह तो किया जा सकता है किन्तु अनावश्यक संग्रह 
नहीं किया जा सकता | ऐसा जेनाचार्यों का कथन है। यथा-- 

शुद्धंधनेविवधन्ते सताप्रपि न सम्पद. । 


न हि स्वच्छाम्वुभिः पुरा: कदाचिदाप सिन्‍्धव: ।। 
-आझात्मानु वासन 


अर्थात्‌--सज्जनों की भी सम्पत्ति शुद्ध धन से नहीं बढ़ती । 
नदियाँ कभी भी स्वच्छ जल से परिपूर्ण नहीं होतीं । 

फिर भी उसे आत्मिक शान्ति और सनन्‍्तोष का सच्चा भण्डार 
प्राप्त होगा और उससे जनता में फंलतो हुई बुराइयों को रोकने में 
सहायता मिलेगी । 

लोक गतानुगतिक हैं--दूसरों को जेसा करता हुआ देखते हैं 
वैसा ही करने लगते हैं। जब जनता में बुराई बढ़ जाती है तो अच्छे 
लोग भी उसके बहाव में आकर बुराई करने पर उताहरू हो जाते हैं 
ओर फिर बुराई को रोकना कठिन हो जाता है। यदि. कुछ लोग भी 
ऐसे अवसरों पर दृढ़ बने रहें तो उससे बुराई के रुकने में सहायता 
मिल सकती है। किन्तु सांसारिक प्रलोभनों का मायाजाल इन्द्रजाल 
की तरह ऐसा मोहक है कि कोई विरला हो उसमें फंसने से बच पाता 
है और जो बच जाता है वहो अहिस। का पालक और भागंदर्शक बन 
सकता है। 

अहिसक उद्येग धन्धे 
ऊपर के नियमों का ध्यान रखते हुए जो मनुष्य अपना जीवन 


१२६ 


निर्वाह करना चाहता है उसके लिए उद्योग धन्धा भी ऐसा चुनना 
चाहिये जो अहिसक हो--अर्थात्‌ उसमें हिसा न होती हो या हिसा को 
उससे प्रोत्साहन न मिलता हो। उदाहरण के लिये बेती को ले लीजिए। 
खेती करने में कम हिसा नहीं है। जब खेत जोता जाता है तो जमीन 
में बसने वाले बहुत से जीव जन्तु मर जाते हैं। फिर भी उस उद्योग 
को अहिसक माना गया है क्योंकि खेतिहर का भाव जीव मारने का 
नहीं है किन्तु खेत जोतकर अन्न पैदा करने की ओर है। इसके विपरीत 
एक धीवर जो मछली मारकर ही आजीविका करता है, एक नदी में 
जाल डालकर बैठा हुआ है, उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई 
है, फिर भी वह खेत जोतते हुए क्सान से अधिक पापी है, क्‍योंकि 
३५३२ भाव मछली मारकर आजीविका करने में लगा है। कहा 
भो है-- 

सा क्रिया कापि नास्‍्तीह यरयां हिंसा न विद्यते। 

बविदिष्येते परं भावों यत्र मुल्यानुबाद्धिकों॥ 

अध्तन्नपि भवेत्पापी निध्नन्नपि न पाउभाक्‌ । 

अभिष्यान विशेषेश यथा धोवरकर्षकों ॥ “+पशह्ति० 

अर्थात्‌-ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हिसा न होती हो । 
किन्तु उसमें मुख्य और गोण भावों का अन्तर है। जैसे संकल्प में अंतर 
होने से धीवर नहीं मारते हुए भी पापी है और किसान मारते हुए भी 
पापी नहीं है। यह कहा जा सक्रता है कि जिन लोगों का मछली 
मारना ही व्यवसाय है, वे क्या करें ? इसके उत्तर में निवेदन है कि 
जीव हिंसा से आजीविका करना अहिसक समाज के लिए उचित नहीं 
है। यह हम पहले लिख आये हैं कि इस तरह के पेशे मनुष्य को 
निर्देधी और कठोर बना देते हैं और उससे मानव समाज को क्षत्ति 
पहुंचती है। फिर भी जन शास्त्रों में ऐसे उदाहरण हैं जिससे यह 
प्रकट होता है कि जीवहत्या से आजोविका करने वालों को भी किस 
तरह अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा सकता है। दो उदाहरण इस प्रकार 
१. एक मछलीमार जाल लिए नदी की ओर जाता था। रास्ते में 

उसकी भेंट एक साधु से हुई । साधु ने उसे धर्म का उपदेश दिया 
और उठे मछलो मारने का व्यवसाय छोड़ देने की सलाह दी। 


१३० 


किन्तु मछलीमार ने अपनी असमर्थता प्रकट की। तब साधु ने 
उससे कहा कि तेरे जाल में जो पहली मछली आया करे उसे मत 
मारा कर। उसने यह स्वीकार किया और नदी की ओर चल 
दिया। उसके जाल में जो पहली मछली अ!ई उसमें उसने पहचान 
के लिए धागा बाँधकर छोड़ दिया । दुबारा भी वही मछली आई, 
तिबारा भी चौथी बार भी । इतने में ही सन्ध्या हो गई और वह 
खाली हाथ घर लौट आया । 

२. एकचाण्डाल था। उसका काम था राजा की आज्ञा से अपराधियों 
को सूली देना । एक साधु के दर्शन करके उसने अपने कल्याण 
का मार्ग पूछा | साधु ने कहा तुम जो व्यवसाय करते हो वह छोड़ 
दो । किन्तु उसने ऐसा करने में अपने को असमर्थ पाया तब साधु 
ने उसे यह प्रतिज्ञा लिबाई कि वह चतु्देशों के दिन शूली देने का 
काम नहीं करेगा । 

इसके बाद ही जैनियों का अष्टाह्िका पर्व आ गया । राजा ने 
भाठ दिन के लिए राज्य भर में जीवहत्या न करने की आज्ञा दे दी। 
किन्तु राजपुत्र मांस का प्रेमी था उससे माँस खाये बिना रहा नहीं 
जाता था। उसने छिपकर एक मेढ़े को मार डाला बात प्रकट हो गई 
और वह पकड़ा गया। राजा ने उसे शूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। 
चाण्डाल को बुलाया गया। किन्तु उस दिन चतुर्दशी थी। अतः बह 
छिप गया और उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि मुझे कोई बुलाने 
आये तो कह देना कि वह घर पर नहीं हैं । 

राजा के आदमी उसे बुलाने गये तो उसकी पत्नी ने कह दिया 
कि वह तो घर पर नहीं हैं । राज पुरुष बोले--अरे वह बड़ा अभागा 
है। आज राजा के पुत्र को फाँसी लगने वाली है उसे राजपुत्र के लाखों 
रुपयों के वस्त्राभूषण मिलते । 

यह सुनकर चाण्डालिन को लोभ हो आया और उसने संकेत से 
अपने छिपे हुए पति को बतला दिया। राजपुरुषों ने चाण्डाल को पकड़ 
लिया। वे उसे राजा के पास ले गये। किन्तु उसने चतु्दशी के दिन 
सूली देना स्वीकार नहीं किया। राजा को क्रोध आ गया। उसने आज्ञा 
दी इस चाण्डाल को राजपुत्र के साथ मगरमच्छों से भरे हुए तालाब 
में डुबा दो । राजा की आज्ञा का पालन किया गया। राजपुत्र को त्तो 


१३१ 
तुरन्त मगरमच्छ खा गये | किन्तु चाण्डाल को किसी ने नहीं खाया । 
बह बच गया । और फिर राजा-प्रजा सबने उसका सम्मान किया। 


ऊपर के दो उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि हिसकों को भी 
अहिंसा का पाठ किस तरह पढ़ाया जाता है। प्रारम्भिक उद्देश इतना 
हो रहता है कि मनुष्य हिसा को हिसा मानकर उप्तकी तरफ से अरुचि 
करने लगे । जहाँ मनुष्य में अरुचि उत्पन्त हो गई फिर वह अहिसा की 
दिशा में स्वयं आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। 


जिन उद्योग-धन्धों में बाह्यरूप से हिसा नहीं होती किन्तु संचा- 
लक का अभिप्राय अपने कमंचारियों और ग्राहकों को उनकी परिस्थि- 
तियों से लाभ उठाकर अधिक से अधिक लेने और कम से कम देने का 
रहता है, उन्हें अहिसक नहीं कहा जा सकता। अहिंसक व्यवसायी 
कभी किसी भो परिस्थिति से लाभ उठाकर धनवान बनने की कल्पना 
भी नहीं कर सकता प्रत्येक स्थिति में वह सन्तुलित रहता है। बाजार 
में मनुष्यों की मन्‍्दी होने पर भी वह उनको उतना ही देता है जितने 
से उनका जीवन निर्वाह बखूबी हो सके | ऐसे मालिक के कर्मचारी भी 
उसकी परिस्थितियों से बेजा लाभ उठाने की चेष्टा नहीं करते और 
उसकी कठिनाई में हाथ बटाते हैं। 


सारांश यह है कि उद्योग-धन्धे व्यक्तिगत हों अथवा सामूहिक 
हों, उनके मालिकों की दृष्टि शोषण की न होकर जीवन निर्वाह की 
होनी चाहिए दूसरे शब्दों में उन्हें समाज से उतना ही लेना चाहिए 
जितना आवश्यक हो । बेजा तरीकों से आवश्यक द्रव्य संचय करने से 
एक ओर तो समाज चुसता जाता है और दूसरी ओर बेकार द्रव्य 
इकट्ठा होता जाता है। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक ओर तो चूसी 
जाने वाली समाज में असन्तोष के साथ ही साथ चोरी वगरह करने 
की प्रवृत्ति बढ़ती है, दूसरी ओर चूसने वाले के पास बेजा पैसा इकट्ठा 
होने से उसमें और उसको सनन्‍्तान में विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ने 
लगती है। और इस तरह दूसरों को सताकर एकत्र किया हुआ द्रव्य 
सन्तान को कुमार्गी बनाकर फिर जहां का त्तहाँ चला जाता है। अतः 
उसका अनावश्यक संचय न तो व्यक्ति के लिए हितकर है न उसकी 
सनन्‍्तान के लिए हितकर है और न स्रमाज के लिए हितकर है। 


१३१ 


अत: अहिसक व्यक्ति को उससे बचना ही चाहिए। यदि मनुष्य 
किसी तरह अपनी अनावश्यक संचयवृत्ति पर नियंत्रण कर सके तो 
मानव समाज की बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो जाबें। और उद्योग 
व्यवसाय को हिसा भी बहुत कम हो जाये । एक बात और भी ध्यान 
देने की है। जीवन के लिए वस्त्र और अन्न ये दो वस्तुएं अत्यन्त आव- 
श्यक हैं। इसमें भी वस्त्र से अधिक आवश्यक अन्न है क्योंकि वस्त्र के 
बिना मनुष्य जीवित रह सकता है किन्तु अन्न के बिना जीवित नहीं 
रह सकता। अतः दुर्भिक्ष के समय किसान, व्यापारी अथवा राज करमें- 
चारी अन्न का अनुवित संग्रह करके यदि जनता को भूखी मारते हैं 
और मनचाहा मूल्य वसूल करते हैं तो इससे अधिक हिंसक व्यापार 
दूसरा नहीं हो सकता। जब देश में अन्न की कमी हो तब एक अहिंसक 
के लिए केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि वह अन्त का अनुचित 
संग्रह न करे, बल्कि उप्ते अन्न का व्यय भी सावधानी पूर्वक कम से 
कम करके दूसरे मनुष्यों के लिए अन्न बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। 
क्योंकि उसका तो यह ब्रत होता है कि वह केवल स्वयं ही जीवित 
रहना नहीं चाहता, बल्कि दूसरों को जीवित रखकर स्वयं भी जीवित 


रहना चाहता है। 


जहाँ तक शक्‍्य हो, एक अहिसक ग्ृहस्थ अथने जीवनयापन के 
लिये दूसरों का जीबन विपत्ति में नहीं डाल सकता, इतना ही नहीं 
किन्तु विपत्ति में पड़े हुओं को देखकर वह चुप नहीं बैठ सकता । आज 
जो लोग अपने को अहिसा धर्म का अनुयायी कहते हैं, असल में उन्होंने 
अहिसा धर्म निवृत्ति रूप को तो थोड़ा बहुत पकड़ रखा है किन्तु उसके 
प्रवृत्ति रूप को वे भुला ही बेठे हैं। उन्होंने यह समझ लिया है कि 
अहिंसा का मतलब इतना हो है कि किसी की जान मत लो, या किसी 
को सताओ मत । फलत: वे किसी की जान नहीं लेते । साँप जैसे प्राण- 
हारी जन्तु को भो वे बिना मारे जंगलों में ही छुड़वा देते हैं। लुले- 
लंगड़े बूढ़े पशु-पक्षियों की सुरक्षा के लिये लाखों रुपया खर्च करके 
उन्होंने जगह-जगह पिजरापोल खुलवा रबखे हैं। प्रतिदिन शिकारियों 
के द्वारा पकड़े गये जन्तुओं को बसा देकर वे मुक्त करवाते रहते हैं । 
किसी खून के मामले में जूरी होते हैं तो खूनी को भी प्राणदान दिलाने 
की चेष्टा करते हैं। दु:खी दरिद्रों की यथाशक्ति साहाय्य भी करते 


१३३ 


हैं-लाखों का दान भी करते हैं। सारांश यह कि धन देकर के दूसरों 
का कष्ट हरने को प्रवृत्ति भी उनमें है। किन्तु स्वयं कष्ट उठाकर भी 
दूसरों को कष्ट न पहुंचाने या जो कष्ट में पड़े हैं उनका कष्ट हरने की 
प्रवृत्ति उनमें नहीं है। वे उदारतापूर्वक दान दे सकते हैं किन्तु व्यापार 
में उदारता दिखाकर गरीबों का कष्ट दूर कर सकने की उदारता नहीं 
दिखा सकते । अन्त और वस्त्र में चोरबाजारी के द्वारा खूब द्रव्य 
उपार्जन करके उसमें से कुछ दान दे देना अहिंसा नहीं है ! चोरबाजारी 
न करके कुछ भी दान न दे सकना अवश्य अहिसकता है । 


अहिसा श्रौर दण्डविधान 


अब प्रइन यह होता है कि जेनदृष्टि से एक अहिसक गृहस्थ 
न्यायासन पर बेठकर अपराधी को दण्ड देने का काये कर सकता है या 
नहीं ? इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि प्रत्येक अहिसक गृहस्थ वह 
सब काम कर सकता है जो समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक है 
तथा जिसके करने से नैतिक पतन नहीं होता । कुछ लोगों का यह 
ख्याल बंध गया है कि जैनी या अहिंसक बनने से यनुष्य राष्ट्र के काम 
का नहीं रहता और वह कायर और नपुंसक बन जाता है। किन्तु यह 
धारणा बिल्कुल गलत है। यद्यपि ऐसी धारणा होने का बहुत कुछ 
उत्तरदायित्व जैनों पर है। किन्तु है वह गलत ही । 


यदि दुष्टों को उनके अपराध का दण्ड न दिया जाये तो उससे 
समाज में निरंकुशता फैल जायेगी और शिष्टों का रहना भी कठिन हो 
जायेगा। किसी समय जैनधम्म क्षत्रियों का धर्म था। उसके प्रवर्तक 
तीर्थंकर सब क्षत्रिय थे। जिनमें से अधिकांश ने अपने ग्राहुस्थिक 
जीवन में राज्य का पालन ही नहीं किया था किन्तु दिग्विजय भी की 
थी। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत को तो 
अपने शासनकाल में अपराधियों के लिये फांसी तक की सजा चालू 
करनी पड़ी थी । किन्तु शक्ति या अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया । 
सबका उद्देश्य 'प्रजा संरक्षण' था। प्रजा की संरक्षा के लिये जो आव- 
इयक होता था वह करते थे। अतः दण्ड विधान के सम्बन्ध में भी वे 
उसी उद्देश्य का पालन करते थे। दण्ड विधान की आवश्यकता तथा 
ओऔचित्य बताते हुए लिखा है-- 


श्र 


“इण्डो हि केवलो लोकमिम चामुं व रक्षति। 
राज्ञा शत्रो थ मित्रे च यथादोषं समधृतः॥४ 


'इति वचनादुअपराध कारियु यथाविध प्रणेतृणामपि चन्रवर्त्या- 
दीनामणब्रतादिधारणं पुराणादिषु च बहुश: ब्रूयमाणं न विरुध्यते । 
आंत्मीयपदवीशक्त्यनुसारेण ते: स्थूलहिसादिविरते: प्रतिज्ञानात्‌ ।-- 
सागार० टीका० पृ० २२६-२७। अर्थात्‌-राजा के द्वारा अपराध के 
अनुसार श्षत्रु और मित्र को समान रूप से दिया गया दण्ड इस लोक 
और परलोक की रक्षा करता है, ऐसा नीतिकारों का कथन है। अतः 
अपराधियों को नियमानुसार दण्ड देने वाले चक्रवर्ती आदि राजाओं 
के सम्बन्ध में जो पुराणों में यह सुना जाता है कि वे अणुब्रतधारी थे, 
सो उसमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी पदवी ओर शक्ति 
के अनुसार स्थूल सा व्गरह के त्याग की प्रतिज्ञा ली थी । 


अतः अहिसा का पालक गृहस्थ न्यायासन पर बैठकर अपराधी 
को दण्ड दे सकता है जैसे कि वेद्य रोगी को औषधी देता है। रोगी को 
ओऔषधी देने से पहले वह रोग का निदान करता है। पीछे रोग को 
शान्‍्त करने के लिये यथोचित अनुपात के साथ औषधि की व्यवस्था 
करता है। वेसे ही न्यायाधीश भी श्षत्रु-मित्र में भेद न करके अपराधी 
को दण्ड देने से पूर्व यह देखता है कि इसने किस परिस्थिति में अपराध 
किया है । पीछे दण्ड की व्यवस्था करता है। ऐसा करने से उसकी 
अहिंसकता में कोई हानि नहीं आती । किन्तु यदि वह न्यायासन पर 
बैठकर अपने क्षात्रु अपराधी को कठोर दण्ड देता है और मित्र अपराधी 
को मुक्त कर देता है या उन परिस्थितियों का विचार न करके दण्ड 
देता है जिसमें उसने अपराध किया है तो वह अवश्य अहिंसकपने से 
च्यूत होता है। अत: सच्चे अहिसक गृहस्थ को दण्ड विधान का कार्य 
करना अनुचित नहीं है। यह भी एक ऐसा लौकिक आरम्भ है जिसके 
बिना मनृष्य समाज का योगक्षेम नहीं चल सकता । 


अ्रहिसा और श्रात्मरक्षा 


मनुष्य के सामने जैसे जीवन निर्वाह का प्रइन है वैसे ही आत्मा 
ओर आत्मीयों की रक्षा का भी प्रइन है। जैसे जीवन निर्वाह के बिना 
काम नहीं चल सकता वैसे ही अपनी और आत्तमीयों की रक्षा के लिये 


१३६ 


तत्पर रहे बिना भी काम नहीं चल सकता । यह ठीक है कि एक 
अहिंसक गृहस्थ स्वयं किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। किन्तु यदि 
कोई उस पर आक्रमण करता है या उसके वन्धु बान्ध॒वों को सताता 
है, उसकी नारियों की बेइज्जतो करता है तो वह ऐसे प्रसंगों पर 
अहिंसक होने के नाते न तो चुपचाप बैठ सकता है और न घर में घुस- 
कर अपनी जान बचा सकता है। उसका अहिसा ब्रत केवल इतना ही 
है कि वह स्वयं किसी को नहीं सतायेगा, नहीं मारेगा । किन्तु यदि 
कोई आततायी उस पर आक्रमण कर बेठे तो उससे रक्षा करना तो 
उसका कतंव्य है। यदि वह अपने इस कतंव्य का पालन नहीं करता 
और जीवन के मोह से घर में छिपकर बेठ जाता है और आततायियों 
को मनमाना अत्याचार करने देता है तो वह अहिंसक नहीं है, 
कायर है । 


सच्चा अहिसक कभी डरपोक हो ही नहीं सकता । भय तो 
स्वयं एक हिंसा है। जैन शास्त्रकारों ने लिखा है-- 
नापि स्पृष्टः सुदृष्टियं: सप्तमिर्भयेमंत.क्‌। 
अर्थात्‌-जो सच्चा जन है उसे कभी भी सात प्रकार के भय 
छू नहीं सकते । अतः जब कोई आततायी उसपर, उसके आत्मीयों पर, 
उसके देश पर या उसके घर्मायतनों पर आक्रमण करे तो उसे एक 
सच्चे वीर सेनानी के रूप में उसका डटकर सामना करना चाहिये 
और अपने जीते जी उस आततायी को उसके कुकृत्य में सफल नहीं 
होने देना चाहिये । 
जैसा कि लिखा है-- 
झार्थादन्‍्यतमस्योच्च रुहिष्टेषु स दृष्टिमान्‌ । 
सत्यु घोरोपसर्गेषु तत्परः स्पात्तदत्यथे ॥। 
यावान्ह्यात्मसामण्य यावस्मंत्रासिकोषकम । 
तावद वृष्दुं च घोतूं च तद्ाधां सहते न सः ॥ 
--पंचाध्यायी 
अर्थात्‌--ऊपर कहे गये में से किसी के भी ऊपर घोर मुसीबत 
आने पर वह सम्यर्दृष्टि उसे दुर करने में तत्पर होता है। तथा जब 
तक उसमें शक्ति रहती है, मंत्र का, तलवार का और घन का बल 


१३६ 


रहता है तब तक वह उस आये हुए संकट को न तो सुन ही सकता है 

और न देख ही सकता है । 

सारांश यह है कि अहिसा प्रेमी गृहस्थ स्वभाव से ही शान्त 
और शान्तिड्िय होता है। वह किसी को सताना नहीं चाहता | वह 
जानता है कि जिस प्रकार मुझे अपने प्राण, अपनी स्त्री, अपना धन 
और अपनी जमीन-जायदाद प्रिय है उसी तरह दूसरों को भी प्रिय है। 
जैसे पीड़ा देने पर मुझे कष्ट होता है वैसे ही दूसरों को भी होता है। 
वह किसी के भी साथ जान बूझकर दुव्यंवहार नहीं करता और सदा 
सबके कष्ट में सहायक रहता है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति या समुदाय 
उसे सीधा सादा समझकर परेश्ञान करने पर ही कमर बांध ले, या 
उसके धर्मस्थानों पर हमला कर दे, उसके मुहाल में किसी को लूटने 
लगे या उसके देश पर चढ़ाई कर दे तो वह स्वयं जहाँ तक सम्भव 
हैं अपने स्वाभिमान की रक्ष। करते हुए शान्ति के साथ ही ऐसे प्रसंगों 
को दूर करने की चेष्टा करेगा। किन्तु यदि सफलता न मिले और 
दुश्मन अपनी आदत से बाज न आये तो फिर हास्त्रबल से उसका 
सामना करके यदि संभव हो तो उसकी जान लिये बिना ही उसे 
परास्त करने की चेष्टा करेगा। उस समय उसका एकमात्र उद्देश्य 
भात्मा और आत्मीयों की रक्षा करना ही होगा। पेसा करते हुए यदि 
किसी का वध भी हो जाये तो उसके लिये वह क्षम्य ही कहल।येगा। 
इसीलिए कहा है-- 

यः शत्त्रवृत्तिः समरे रिपु: स्थात्‌ यः कण्टको वा निजमण्डलस्थ । 
भ्रसत्रारिंफ तत्रंव नृपः क्षिपन्ति न क्षोणकानोनशुभाशयेषु ॥ 

अर्थात्‌--जो शस्त्रोपजीवी समरांगण में शत्र्‌ होकर आये, या 
जो अपने देश का कण्टक हो राजा लोग उसी पर अस्त्र प्रहार करते हैं, 
दुर्बलों, अकिचित्करों और सज्जनों पर नहीं । 

जो बात राजन्य वर्ग के लिए है वही बात उक्त परिस्थिति में 
प्रत्येक अहिसा प्रेमी वर्ग के लिये है। अत: अहिंसा पर निष्क्रियता का 
या कायरता का लांछन नहीं लगाया जा सकता जो ऐसा लांछन लगाते 
हैं वे अहिसा की शक्ति को जानते नहीं । भगवद्गीता में श्रीकृष्ण के 
द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिलाया गया है, उसकी चर्चा पूर्व प्रकरण 
में कर आये हैं और इस मत की अंग्रिरस ऋषि ने श्रीकृष्ण को अहिंसा 
का उपदेश दिया था, आलोचना भी कर आये हैं। 


१३१७ 


अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे सम्बन्धियों को सम्मुश्न 
युद्ध करने के लिये उपस्थित देखकर जब लड़ने से इंकार कर दिया तो 
श्रीकृष्ण ने अजुन के इस मार्ग को 'अनाय॑जुष्ट' बतलाकर उसकी बहुत 
भत्सेना की । जब अर्जुन नहीं माना तो आत्मा के अमरत्व की दुह्ाई 
देकर उसे यहु समझाना चाहा कि न तो आत्मा मरता है ओर ते 
किसो को मारता है। जैसे वस्त्र के पुराने पड़ जाने पर हम उस्ते बदल 
डालते हैं वेसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर अन्य घरीर धारण 
कर लेता है। 

एक बार किसी लेखक ने यह लिखने का कष्ट किया था कि 
अर्जुन ने जो मार्ग अपनाया वह अनायों यानी जेनों और बौद्ों का 
मार्ग है। लेखक ने तो “अनार शब्द को ही हीन और निन्दापरक 
मानकर ही उससे जनों और बौद्धों का ग्रहण किया था। आज भी 
ऐसे आर्येत्वाभिमानी गीताभकक्‍त हैं जो आऑहिसा को अनारयों का धर्म 
मानते हैं। ऐसे हो लोगों की भ्रांति के फलस्वरूप महात्मा गांधी जैसे 
गीताभकत अहिंसा के पुजारी को गोली का शिकार बनना पड़ा | 

हमारा तो यही विश्वास है कि जैन धर्म अनायंधर्म है, भारत 
आदिवासी द्रविणों का धर्म है और उसी की देन अहिंसा है। किन्तु 
यहाँ इस विवाद में न पड़कर हमारा इतना ही कहना है कि अर्जुन का 
कार्य यदि एक आर्य के अनुकूल नहीं था तो अनायों -जैन-बौद्धों के 
भी अनुकूल नहीं था । गोता के उस प्रकरण को ध्यानपुव्वंक देखने से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन युद्धस्थल में पहुंचकर भी युद्ध से 
इसलिये विरत नहीं हुआ कि उप्रके चित्त में अहिसा की ज्योति जगी 
थो। बल्कि युद्ध में उपस्थित स्वजनों के मोह वश वह युद्ध से विरत 
होना चाहता' था। क्योंकि स्वजनों को मारकर, कुल का क्षय 
करना उप्ते अभीष्ट नहीं था । यदि युद्ध में लड़ने वाले उसके सगे 
सम्बन्धी और दृष्टमित्र न होते तो अर्जुन युद्ध से विरत न होता। 
क्योंकि सबसे पहले उसने यही जानना चाहा कि मुझे किनके साथ 
लड़ना' है। 
१. दृष्बेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्मुं समुपस्थितम । 

ने च श्रेयो नु पश्यामि दृष्ट्वा स्वजनमाहवे । 

२. कैमंया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुंचते ॥ 


श्३८ 


अहिसा के अनुयायी यदि युद्ध भी लड़ते हैं तो कंसे लड़ते हैं 
और उन्हें युद्ध से विराग भी होता है तो कैसे होता है इसका सजीव 
वर्णन पुराणों और चरितग्नन्धों में देखा जा सकता है। एक उदाहरण 
यहाँ दिया जाता है -- 


जैन धर्म के प्रथम तीर्थथर भगवान ऋषभदेव के बड़े पुत्र का 
नाम भरत था । जब भगवान्‌ ऋषभदेव अपने सब पुत्रों को यथोचित 
राज्य देकर प्रश्नजित हो गये तो बड़ा पुत्र भरत दिग्विजय करने के 
लिये निकला । भरत क्षेत्र के सब राजाओं को जीतकर जब वे अयोध्या 
नगरी में प्रवेश करने लगे तो उनका चक्ररत्न रुक गया । निमित्तज्ञों ने 
बतलाया कि अभी कोई व्यकित ऐसा शेष है जो आपकी राजाज्ञा को 
नहीं मानता । इसी से चक्र राजधानी में जाने से रुक गया है। मंत्रियों 
के परामश से मालूम हुआ कि भरत सम्राट्‌ के छोटे भाई बाहुत्नलि ने 
अभी उनका शासनादेश स्वीकार नहीं किया है। तुरन्त दूत भेजा गया 
दूत ने पोदनपुर जाकर अपने स्वामी की आज्ञा बाहुब॒लि को सुनाई। 


बाहुवलि ने दूत से कहला दिया कि जैसे भरत भगवान 
ऋषभदेव के पुत्र हैं वैसे हो मैं भी उनका पुत्र हूं। और उनके द्वारा 
प्रदत्त राज्य का उपभोग करता हूं । बड़े भाई के नाते वे मेरे वन्दनीय 
हैं किन्तु तलवार का भय दिखाकर प्रणाम कराना कहाँ तक उचित 
है। स्वेस्त्र त्यागो मुनि जन भी जब समानता के इच्छुक रहते हैं तब 
कौन राजा समानता को छोड़ना चाहेगा। वन में जाकर बसना उचित 
है, मर जाना भी उचित है किन्तु कुलाभिमानी के लिये किसी की 
अधीनता स्वीकार करना उचित नहीं । दूसरा उपाय न देखकर भरत 
ने पोदनपुर पर चढ़ाई कर दी। बाहुबलि भी अपनो चतुरंगिणी सेना 
लेकर नगर से निकल पड़े। दोनों पक्ष की सेनाएं आमने-सामने डट 
गईं। तब मंत्रियों ने विचार किया कि यह भाई-भाई का युद्ध है। 
इसमें व्यर्थ जनक्षय कराने से कुछ लाभ न होगा। दोनों भाई ही 
परस्पर में अपने-अपने बल की परीक्षा क्‍यों न कर लें। यह विचार 
सबको पसन्द आया और जलयुद्ध, दृष्टियुद्ध और बाहुयुद्ध के द्वारा 
जय-पराजप का निर्णय होना तय हुआ १ तीनों ही युद्धों में भरत हार 
गए और बाहुवलि ने उन्हें अपने हाथ पर उठा लिया | इस पराजय से 
ऋद्ध होकर भरत ने बाहुवलि पर अपना चक्र चलाया किन्तु वह भी 


१३६ 


बाहुवलि का कुछ न कर सका। दोनों पक्षों के राजाओं ने बाहुबलि 
का सन्‍्मान किया और उनकी जय-जयकार से आकाञ गूंज उठा) 

किन्तु बाहुबलि को इस घटना ने राज्य से विरक्‍त कर दिया। 
उन्होंने सोचा कि जिस राज्य के लिये बड़ा भाई भी ऐसा अनुचित 
कार्य कर सकता है उसे घिककार है। और जहाँ सम्राट का भी मान 
भंग होता हो वहाँ दूसरों की बात ही क्‍या है। ऐसा सोच कर राज- 
पाट छोड़कर बाहुवलि प्रब्नजित हो गये और जआत्मध्यान में लीन होकर 
उन्होंने निर्वाण लाभ किया । 


््रहिसा श्र बीरता 

वास्तव में बाहरी शत्रुओं की अपेक्षा आन्तरिक शत्रुओं को 
जीतना बहुत कठिन है। जंगल में जाकर बाहरी शत्रुओं से छुटकारा 
भले ही मिल जाये किन्तु आन्तरिक शन्रु तो वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते 
बल्कि एकान्त पाकर वे और भी अधिक उपद्रव मचाते हैं। अतः जो 
बाहरी शत्रुओं के भय से जंगल का मार्ग अपनाता है वह आन्तरिक 
शत्रुओं को के जीत सकता है। अतः सच्चा अहिसक कभी डरपोक 
हो ही नहीं सकता | अहिंसा का तो पहला पाठ ही निर्भयता है। 
निर्भयेता और कायरता एक ही स्थान पर नहों रह सकतीं । 

महात्मा गांधी के शब्दों में शौर्य एक आत्मिक गुण है। या यों 
कहें कि आत्मिक तेज और सामथ्य के प्रकाशन का नाम ही छोर है। 
वह दो तरह से प्रकट किया जाता है--आत्मा के द्वारा और शरीर के 
द्वारा । जब वह आत्मा के द्वारा प्रकट किया जाता है तब वह अहिंसा 
कहलाता है ओर जब शरीर से प्रकट किया जाता है तब वीरता । 
वीरता का प्रयोग जब किसी को दुःख या हानि पहुंचाने के लिये किया 
जाता है तब वह वीरता नहीं रहती | तब ही उसका नाम हिंसा: हो 
जाता है। कायरता से तो हिसा भली। क्योंकि हिंसा क्‍या ? विकृत 
बीरता ही तो हिसा है। वह तो कायरता से हजारगुनी अच्छी है। 
उसमें देह का मोह और स्वार्थ इतना नहीं है। फिर भी हिंसा कभी 
भी श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती । उसमें इतनी ही भलाई है कि वह 
कायरता से उच्च है। अत: कायरता से हिंसा भली किन्तु हिंसा से 
वोरता श्रेष्ठ है, और वीरता से भी श्रेष्ठ महिला है। जो अहिसा का 
पालन करने में असमर्थ हैं उनके लिये वीरता का मार्ग खुला हुआ है। 


श्४ड० 


भ्रहिसा श्र विश्व शान्ति 

किन्तु आज के युग में जो युद्ध लड़े जाते हैं वे वीरों के युद्ध नहीं 
हैं। प्राचीन भारतीय युद्धों में वीर से वीर जुझते थे। निहत्ये सैनिक 
पर भी हाथ नहीं उठाते थे । स्त्री-बच्चों की तो बात ही कया है ? उस 
समय का युद्ध-कोशल न्यायपूर्वक शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन में ही 
सन्निहित था । वीर योद्धाओं की प्रशंसा शत्रु पक्ष भी करने से नहीं 
चूकता था। किन्तु आज के वैज्ञानिक यूडों में उचित और अनुचित 
का कोई विचार नहीं किया जाता । शारीरिक वीरता की अपेक्षा 
बौद्धिक चतुराई का बोलबाला है। स्त्री, बच्चे, रोगी निरोगी का भी 
कोई विचार नहीं किया जाता । ऐसे ऐसे संह[रक बम तैयार किये 
जाते हैं जिनके फैकने से नगर के नगर क्षणभर में वीरान हो सकते 
हैं। झू5, फरेब, जालसाजी, मिथ्याप्रचार वगैरह की कोई सीमा नहीं 
है। पराजित देश के स्त्री-बच्चों पर अत्याचार किये जाते हैं उनको 
सुनने के लिए भी पत्थर का दिल चाहिये । 


ऐसे विनाशकारी युद्ध यदि न रोके गये तो विश्व का विनाश 
निदिचत है। आमतौर पर सर्वसाधारण का यही विश्वास है कि युद्ध 
द्वारा ही यूद्धों स शान्ति मिल सकती है। क्योंकि युद्ध से बचने का अन्य 
कोई उपाय उन्हें सूझता ही नही । किन्तु अब तक का अनुभव तो यही 
बतलाता है कि शान्ति युद्ध नहीं है, क्योंकि दो महायुद्ध हो चुकने पर 
भी शान्ति नहीं हुई, बल्कि अशान्ति और भी अधिक बढ़ी है और युद्धों 
का रूप उम्र से उम्रतर तथा संहारक से संहारकतर होता जाता है | 
फिर भो राष्ट्रनायकों की आँखें नहीं खुलती । वे युद्धों के मूल कारणों 
को दूर न करके युद्धों से युद्ध को बन्द करना चाहते हैं। किन्तु बिना 
मूलकारणों के दूर हुए ऐसा होना सम्भव नहीं है। सबसे प्रथम तो 
पारस्परिक अविश्वास और भय की भावना का मलोच्छेद होना 
आवश्यक है । ओर उसके लिये कुछ शक्तिशाली मध्यस्थ राष्ट्रों को 
बीच में पड़कर दोनों ओर से की जाने वाली युद्ध की छिपी तेयारियाँ 
रोक देना जरूरी है। यद्यपि ये दोनों कार्य परस्पर में इतने सम्बद्ध हैं 
कि इन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता, फिर भी इनको दूर किए 
बिना उक्त कार्य में प्रगति नहीं हो सकती । 


पिछले महायुद्ध के समय म० गांधी ने अपने अटूठ विश्वास 


१४१ 


और अविचल श्रद्धा के आधार पर युद्धरत राष्ट्रों से यह अपील की 
थी कि वे युद्धों के मुकाबले अहिसात्मक सत्याग्रह का मार्ग अपनाएं। 
किन्तु कुछ फल नहीं हुआ, हो भी तहीं सकता था क्योंकि हिंतषक युद्ध 
के सामने अहिसक युद्ध की बात विश्व के लिए एकदम नई थी। फिर ., 
भी इतना तो सुनिश्चित है कि अहिसा का मार्ग अपनाये बिना विश्व 
में ज्ान्ति स्थापित नहीं हो सकती । आज के बड़े राष्ट्रों में हिसा का 
बोलबाला है--अविश्वास, भय, दम्भ, शोषण बेईमानों ये सब हिसा 
के हो भाई बन्धु हैं। इनके रहते हुए युद्धों से शान्ति स्थापित करने का 
प्रयत्न वैसा ही है जेसे कोई घाम की गर्मी से बचने के लिए आग में 
गिर पड़े । 

जैसे आग में गिरने से धाम की तपन शान्त नहीं हो सकती 
वैसे ही युद्धों के द्वारा भी झान्ति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि खून 
को खून से नहीं धोया जा सकता। उससे त्तो वह और भी गाढ़ा होता 
जाता है। खून को धोने के लिए तो पानी ही चाहिए वह पानी अहिसा 
ही है। जिस दिन भी विश्व के राष्ट्र एकमत होकर व्यवहार में उसे 
अपना लेंगे उसी दिन से विश्व में शान्ति समीर के झोंके आने शुरू हो 
जायेंगे। अन्यथा महाशान्ति के आने में तो कुछ विलम्ब है ही नहीं । 


जेनी भ्रहिसा के मूल सिद्धान्त 


पाठकों की जानकारी के लिए जेनी अहिसा के मूल पभिद्धान्त 
संक्षेप में नीचे दिये जाते हैं-- 

१. कषाय के योग से द्रव्य प्राण और भाव प्राण के घात करने का 
नाम हिंसा है। 

२. आत्मा में राग-द्वेष वगेरहु का उत्पन्न न होना अहिसा है और 
उनका उत्पन्न होना हिसा है। 

३. जो मनुष्य सावधानतापूर्वक अपना कार्य करता है और जिसके 
चित्त में भो राग-द्वेष नहीं है उसके द्वारा किसी का घात हो जाने 
पर भी हिसा नहीं कहलाती । 

४. किन्तु जो मनुष्य अपने कार्य में असावधान है, प्रमादी है, राग-द्वेष 
से युक्त है उसके द्वारा किसी का धात हो या न हो, वह नियम से 
हिसक है । 


१४२ 


४५. इसका कारण यह है कि जो प्रमादो है, दूसरों की ओर से असाव- 
धान है या दूसरों का बुरा सोचता है, वह सबसे प्रथम अपना ही 
घात करता है दुसरे प्राणियों का धात तो बाद की बात है, वह 

*» हो, नभीहो। 

६. हिंसा से विरत न होता और हिसा रूप परिणाम करना भी हिंसा 
ही है। अतः जो प्रमादी है वह सदा हिंसक है । 

७. मात्र दूसरे के प्राणों के घात के निमित्त से थोड़ी सी भी हिंसा 
नहीं होती । अतः हिसा से बचने के लिए अपने परिणामों को 
विशुद्ध रखना आवश्यक है और परिणामों को विशुद्ध रखने के 
लिए प्राणों का घात वगेरह करने से बचना आवद्यक है। 

८. एक मनुष्य हिसा ने करके भी हिसक हो जाता है और दूसरा 
मनुष्य हिसा करके भी हिसक नहीं होता । 

६. एक की थोड़ी भी हिसा बहुत फल देती है और दूसरे की बड़ी 
भारी हिसा भी थोड़ा फल देती है । 

१०. वही हिंसा एक को तीब्र फल देती है तो दूसरे को मन्द फल 
देती है। 

११. परिणामों की विचित्रता होने से किसी को हिसा न करने पर भी 
हिंसा का फल मिलता है और किसी ने हिंसा करने का विचार 
किया किन्तु कर नहीं पाया तो भी उसे हिसा का फल भोगना 
होता है। 

१२. एक आदमी हिसा करता है और उसका फल बहुतों को भोगना 
पड़ता है। तथा बहुत से आदमी हिंसा करते हैं और उसका फल 
एक भोगता है । 

१३. एक को थोड़ो सी भी हिसा बहुत फल देती है और दूसरे की 
बड़ी भारी हिसा भी थोड़ा फल देती है। 

१४. किसी की अहिंसा हिंसा का फल देती है और किसी की ह्सिा 
अहिंसा का फल देती है। 

इस प्रकार जन धर्म में हिसा और अहिंसा का विवेचन अनेक 
भेद-प्रभेदों से जटिल है। ओर इसका कारण यह है कि जैन धर्म में 
हिंसा और अहिंसा कर्ता के भावों पर निर्भर है कर्ता की क्रिया के 
परिणाम पर निर्भर नहीं है। कर्ता की प्रत्येक मनोविकृति ह्सि 


१४३ 


है और मनोविकारों का अभाव ही अहिंसा है। जैसा कि 
कहा है-- 
रागादीणमणप्पा भ्रहिसकतेति भासिदं ससए । 
तेति चेवप्प्ती हिसित जिणेहि णिहिद्ठा ॥ 
अर्थात्‌--जैन आगम में रागादिक विकारों के उत्पन्न न होने 
को अहिंसा कहा है और उनकी उत्पत्ति को हिंसा कहा है। 
अहिसा की यह उच्च भावना जैन धर्म की एक मौलिक देन है। 
जो व्यक्ति को निविकार बनाकर हिंसा की जड़ पर ही कुठाराघात 
करती है तथा समाज को अहिसक बनने की प्रेरणा देती है। 


अनेकान्त 


प्रारम्भ में ही कहा है कि जैन आचार और विचार का मूल 
अहिसा है। यहाँ तक अहिंसा मूलक आचार का कथन किया । अब 
विचार की ओर आते हैं। जैन दृष्टि से प्रत्येक वस्तु स्वत: स्वभाव से 
ही परिणमनशील है| किन्तु वह परिणमन ऐसा नहीं होता कि वस्तु 
का सर्वथा विनाद् हो जाये या एक तत्व बदलकर दूसरे तत्व रूप हो 
जाये। दर्शोनशास्त्र का एक सामान्य नियम है--सत्‌ का सर्वथा विनाश 
नहीं होता और सर्वथा असत्‌ का उत्पाद नहीं होता । फिर भी वस्तु 
में प्रति समय उत्पाद-विनाश हुआ करता है । 


जेनागम के अनुसार भगवान महावीर के मुख से जो प्रथम 
वाक्य निसृत हुआ, वह था--उप्पन्नेइ वा, विग्रमेइ वा, धुवेइ वा' 
भर्थात्‌ प्रत्येक बस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और ध्रुव होती है। 
इसे जन दर्शन में उत्पाद-व्यय-ध्रोग्य कहते हैं। ये तोनों प्रत्येक वस्तु 
में प्रति समय सदा हुआ करते हैं। तभी वस्तु सत्‌ होती है। अतः जैन 
दशेन में सत्‌ का लक्षण ही उत्पाद-व्यय-भ्रौव्य है। इसी से तत्वार्थ 
सूत्र में कहा है--'उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्तं सत्‌ ।! 

उदाहरण के लिये--जब कुम्हार चाक धुमाकर मिट्टी का बरतन 
बनाता है तो प्रति समय मिट्टी की पुरानी दशा नष्ट होकर नई दशा 
उत्पन्न होती है और मिट्टी रूप अवस्था भव रहती है। पुरानी दशा 
के नष्ट होने और नई दक्षा के उत्पन्न होने में काल भेद नहीं है, पुरानी 
दक्षा का विनाश ही नई दशा का उत्पादन है। 


१४४ 


विनाश के बिना उत्पाद नहीं । उत्पाद के बिना विनाश नहीं, 
और शक्रौव्य के बिना उत्पाद विनाश नहीं तथा उत्पादन विनाश के 
बिना भ्रौव्य नहीं। अतः जो उत्पाद है वही विनाश है | जो विनाश है 
बही उत्पाद है, जो उत्पाद विनाश है वही भ्रौव्य है और जो श्रौव्य है 
वही उत्पाद विनाश है। जैसे घड़े की उत्पत्ति ही मिट्टी की पिण्ड 
अवस्था का विनाश है क्योंकि भाव भावान्तर के अभाव रूप से अब- 
भासित होता है। जो मिट्टी के पिण्ड का विनाश है वही घट का उत्पाद 
है वर्योंकि अभाव भावान्तर के भावरूप से अवभासित होता है। तथा 
जो घट का उत्पाद और मिट्टी के पिण्ड का विनाश है वही मिट्टी की 
प्रुवता है क्योंकि अन्वय का प्रकाशन व्यतिरेक मुख से ही होता है। 
लथा जो भिट्टी की ध्रुवता है वही घट का उत्पादन और मिट्टी के पिण्ड 
का विनाश है क्योंकि व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रमण नहीं करता । 


यदि ऐसा न माना जाये तो उत्पाद भिन्‍न, विनाश भिन्‍न और 
ध्रोग्य भिन्‍न ठहरता है। ऐसी स्थिति में केवल घट का उत्पाद कोई 
चाहे तो घट उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि मिट्टी के पिण्ड का विनाश 
हुए बिना घट उत्पन्न नही होता | यही उसका कारण है। उप्तके बिना 
तो असत्‌ का उत्पाद मानना होगा और तब आकाश के फूल जैसे 
असम्भव वस्तुओं का भी उत्पाद होगा । तथा केवल विनाश चाहने पर 
मिट्टी के पिण्ड का विनाश नहों होगा क्योंकि आगामी पर्याय के उत्पादन 
के बिना पूर्वपर्याय का विनाश नही होता । यदि ऐसा हो ता सत्‌ का 
विनाश मानता होगा । 

पूव॑पर्याय से युक्त द्रव्य उपादान कारण होता है और उत्तर- 
पर्याय से युक्त वही द्रव्य उपादेय कार्य होता है । आप्तमोमांसा में 
कहा है-- 

'कार्योत्पाद: क्षयो हेतोनियमात्‌ लक्षणात्‌ पृथक्‌ ।' 

उपादान का पूर्व आकार रूप से विनाश कार्य का उत्पाद है 
क्योंकि जो कार्य के उत्पाद का कारण है वही पूत्रे आकार के विताश 
का कारण है। इस प्रकार पूर्व॑पर्याय उत्तरपर्याय का कारण होती है। 
ओर उत्तर पर्याय पूर्व पर्याय का कार्य होतो है। इस तरह वस्तु के 
पूर्व और उत्तर परिणाम को लेकर तीनों कालों के प्रत्येक समय में 
कार्यकारण भाव हुआ करता है। जो पर्याय अपनी पूर्व पर्याय का कार्य 


१४५ 


होती है वही पर्याय अपनो उत्तर पर्याय का कारण होती है। इस तरह 
प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपना कारण और स्वयं ही अपना कार्य होता 
है | कार्यंकारण की यह परम्परा प्रत्येक द्रव्य में सदा प्रवतित रहतो 
है । उनका अन्त नहीं होता । मत: वस्तु को द्रव्यपर्यायात्मक कहा है 
क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, 
जँसे उत्पाद व्यय के बिना भ्रौव्य और श्रौव्य के बिना उत्पाद व्यय 
नहीं होते । उत्पाद व्यय पर्याय या परिणमन का सूचक है और धभ्रौव्य 
स्थिरता या द्रव्यरूपता का सूचक है। 


द्रव्य स्वरूप से सत्‌ है और पररूप से असत्‌ है। न वह सर्वथा 
सत्‌ ही है और न वह सर्वथा असत्‌ ही है। यदि प्रत्येक वस्तु को सर्वथा 
सत्‌ माना जाय तो सब वस्तुओं के सर्वथा सत्‌ होने से उनमें जो भेद 
है उसका लोप हो जायेगा और उसके लोप होने से सब वस्तुएं परस्पर 
में एक हो जायेंगी । उदाहरण के लिए घट और पट ये दो वस्तु हैं। 
जब हम किसी से घट लाने को कहते हैं तो वह घट ही लाता है पट 
नहीं लाता, और जब पट लाने को कहते हैं तो पट ही लाता है घट 
नही लाता | इससे सिद्ध है घट घट हो है और पट पट ही हैं। न घट 
पट है और न पट घट है। अतः घट घट रूप से है और पट रूप से नहों 
है । इसी को दाशंनिक भाषा में कहते हैं घट हैं और नहीं है । उसका 
विश्लेषण होता हूँ घट घट रूप से है पट रूप से नहीं है और पट पट 
रूप से हें घट रूप से नही है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु स्वरूप से हैं 
और पर रूप से नहीं है । अतः संसार में जो सत्‌ हे वह कि अपेक्षा 
अपत्‌ भी है। सर्वंथा सत्‌ या सवंथा असत्‌ कोई वस्तु नहीं है। अतः 
एक ही समय में द्रव्य सत्‌ भी है और असत्‌ भी ह्‌। स्व-रूप से सत्‌ हूँ 
और पर रूप से असत्‌ है । 

इसो तरह एक ही समय में वस्तु नित्य भो है और अनित्य भो 
है । द्रव्य की अपेक्षा नित्य है क्‍योंकि द्रव्य रूप का नाश नहीं होता 
और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है क्योंकि पर्याय विनाशशील है। विश्व 
के दाइंनिकों की भी दृष्टि में आकाश नित्य है और दीपक क्षणिक हैं। 
किन्तु जेन दृष्टि से दीपक से लेकर अाक़ाश द्रव्य तक सम-स्वभावी 
है। द्रव्य रूप से दीपक भी नित्य है और पर्याय रूप से आकाश भो 
क्षणिक है। 


१४६ 


इसी तरह एक ही समय में वस्तु एक भी है और अनेक भी है। 
पर्याय की अपेक्षा अनेक है क्‍योंकि वस्तु प्रति समय परिणमनशील है 
और द्रव्य रूप से वस्तु एक है। तथा एक ही समय में वस्तुभेद रूप भी 
है और अभेद रूप भी है। द्रव्य रूप से अभेद रूप है और ग्रुणों तथा 
पर्यायों के भेद से भेद रूप है। इस तरह वस्तु परस्पर में विरुद्ध श्रतीत 
होने वाले अनेक धर्मात्मक होने से अनेकान्तात्मक है । अन्त शब्द ध मे- 
वाचक है। यों तो सभी दाशेनिक वस्तु में अनेक धर्म मानते हैं। केवल 
एक ही धर्म वाली कोई वस्तु नहीं है । किन्तु जैन दर्शन अपेक्षा भेद या 
दृष्टि भेद से एक ही वस्तु में अनेक धर्म मानता है जो परस्पर में 
विरुद्ध जैसे प्रतीत होते हैं--जैसे सतू-असत्‌, एक-अनेक, नित्य-अनित्य, 
भेद-अभेद आदि | आचाय॑े समनन्‍्तभद्र ने अपने आप्त-मीमांसा प्रकरण 
में और आचाय सिद्धसेत ने अपने सन्‍्मति प्रकरण में इसकी व्यवस्था- 
पना की हैं । 

अकलंक देव ने अपनी अष्टशती में कहा है-- 


“सदसन्तित्यानित्यादिसवंधैकान्तप्रतिक्षेपलक्षणो अनेकान्त: ।” 
सर्वथा सत, सर्वथा असत्‌, सर्वथा नित्य, सर्वंथा अनित्य इत्यादि स्वथा 
एकान्त का प्रतिक्षेप लक्षण वाले अनेकान्त हैं अर्थात्‌ सर्वथा एकान्त 
का निषेधक है किन्तु अपेक्षा भेद से एकान्त को स्त्रीकार करता है। 
यदि एकान्त को सवेथा न माना जाये तो अनेकान्त भी नहीं बन 
सकता क्योंकि एकान्तों का समूह ही तो अनेकान्त है। कहा है-- 

'एयंतो एयराश्रो होइ श्र॒णणयंत तस्स सम्‌हो' 
- नयचक्क १८०। 

एक दृष्टि को एकान्त कहते हैं और उसका समूह अनेकान्त है। 
अनेकान्त को समझाने के लिये शास्त्रकारों ने दो लोकिक दुृष्टान्त दिये 
हैं । एक ही पुरुष में पिता, पुत्र, पौत्र, भानजे, भाई आदि अनेक संबंध 
होते हैं। एक ही समय में बह पिता भी होता है ओर पुत्र भी | एक 
का पिता और पुत्र होना परस्पर विरुद्ध जेसा लगता है किन्तु वह अपने 
पिता का पुत्र और अपने पुत्र का पिता है, अतः एक का पिता होने से 
बह सबका पिता या पुत्र नहीं होता । और न इन बहुत संम्बन्धों का 
पुरुष के एकत्व के साथ विरोध है। इसी तरह अस्तित्व-नास्तित्व 
आदि धर्म भी एक वस्तु में निविरोध रहते हैं । 


१४७ 


दूसरा दृष्टान्त दिया है अन्धों और हाथी का। कुछ अंधे एक 
ही हाथी के एक-एक अंग को स्पर्श द्वारा जानकर अपने जाने हुये हाथी 
के एक अंग को हो हाथी मानकर परस्पर में झगड़ते हैं । तब एक दृष्टि 
सम्पन्न व्यक्ति जिसने पूरा हाथी देखा है उन्हें समझता है कि तुमने 
हाथा का एक-एक अंग देखा है, वह असत्य नहीं है। हाथी की सूंड 
लट्‌ठ सरीखी होतो है अत: हाथी वैसा भी है। उसके पैर स्तम्भ जंसे 
होते हैं अतः हाथी स्तम्भ जैसा भी है । इस तरह वह सबका समन्वय 
करके पूर्ण हाथी उन्हें बतला देता है। इसी तरह वस्तु के सब धर्मों 
का दर्शन अनेकान्त है और एक धर्म का दर्शन एकान्त है। यदि वह 
एकान्त अन्य धर्मों का निषेध करके उनकी सापेक्षता स्वीकार करता है 
तब वह एकान्त सम्यक है और यदि वह अपने को ही सम्यक मानता है 
और अन्य एकान्तों को असत्य ठहराता है तो वह एकान्त मिथ्या है। 
अनेकान्तवादी जैन दर्शन सम्यक्‌ एकान्‍्तों को स्वीकार करता है किन्तु 
मिथ्या एकान्तों का खण्डन करता है। 

एक अनेकात्मक होता है यह प्राय: अन्य दर्शनों ने भी माना 
है। सांख्य दशंन में सत्व, रज और तम की साम्यावस्या को प्रधान 
कहा है। सत्वगुण का स्वभाव प्रसाद और लाघव है । रजोगुण का 
स्वभाव शोष ओर ताप है। तप्रोगुण का स्वभाव आवरण और छादन 
है। इस प्रकार इन भिन्‍न स्वभाव वाले गुणों का न तो परस्पर में 
विरोध है और न प्रधान रूप से विरोध है क्योंकि सांख्य दर्शन में कहा 
हैं कि इन गुणों से भिन्‍न कोई अलग प्रधान नहीं है किन्तु साम्य 
अवस्था को प्राप्त वे ही गुण प्रधान नाम से कहे जाते हैं। अतः प्रधान 
के अवयव रूपगुणों का और उनके समुदाय रूप प्रधान का परस्पर में 
कोई विरोध नहीं है । 

वेशेषिक दर्शन में सामान्य को अनुवृत्ति रूप और विशेष को 
व्यावृत्ति रूप माना गया है। किन्तु पृथिव्रोत्त जादि को सामान्य 
विशेष रूप स्वीकार किया है एक ही प्रथिवीत्व अपने भेदों में अनुगत 
होने से सामान्य रूप और जलांदि से व्यावृत्ति कराने से विशेषरूप 
माना गया है, इसी से उसे सामान्य विशेष कहा गया है । 


विज्ञानाद्वतवादी एक ही विज्ञान को ग्राह्माकार, ग्राहकाकार 
और संवेदनाकार इस प्रकार तीन आकार रूप स्वीकार करते हैं। 


श्ड्दं 


तथा सभी दाशंनिक पूर्व अवस्था को कारण और उत्तर अवस्था को 
कार्य स्वीकार करते हैं। अतः एक ही पदार्थ में अपनी पूर्व और उत्तर 
पर्याय की दृष्टि से कारण और कार्य का व्यवहार निविरोध होता है । 
उसी तरह सभी पदार्थ विभिन्‍न अपेक्षाओं से अनेक धर्मावलम्बी होते 
हैं। इसे ही अनेकान्त कहते हैं । 

इस अनेकान्तवाद का खण्डन बादरायण के सूत्र “नैकस्मिन्न- 
संभवात्‌” (२।५।३३) में मिलता है । इसकी व्याख्या में स्वामी 
शंकराचार्य ने अनेकान्तवाद पर जो सवसे बड़ा दूषण दिया है वह है 
अनिश्चितता' । उनका कहना है कि 'वस्तु है और नहीं भी है' ऐसा 
कहना अनिश्चितता को बतलाता है और अनिश्चितता संशय को पैदा 
करती है। किन्तु ऊपर स्पष्ट किया गया है कि वस्तु स्वरूप से सत्‌ है 
ओर पर रूप से असत्‌ हैं। यह निश्चित हँ- इसमें अनिश्चितता को 
स्थान नहीं है। देवदत्त पिता भी है और पुत्र भी है, इसमें जैसे कोई 
अनिद्चितता नहीं है क्योंकि वह अपने पुत्र की अपेक्षा पिता और 
अपने पिता को अपेक्षा पुत्र है, उसी तरह वस्तु सत्‌ भी है और असत्‌ 
भी, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वरूप से 
सत्‌ और पर रूप से असत्‌ होती है यह निश्चित है। इसके बिना वस्तु 
व्यवस्था नहीं बनती । वस्तु का वस्तुत्व दो मुद्दों पर स्थापित है-- 
स्वरूप का ग्रहण और पर रूपों का त्याग । यदि इनमें से एक भी मुद्दे 
को अस्वीकार किया जाय तो वस्तु का वस्तुत्व कायम नहीं रह सकता। 
यदि वस्तु का अपना कोई स्वरूप न हो तो बिना स्वरूप के वह वस्तु 
नहीं हो सकती । इसो तरह स्वरूप की तरह यदि वह पर रूप को भी 
अपना ले तो भी उसकी अपनी स्थिति नहीं रहती । वह तो सर्वात्मक 
हो जायेगी । 


स्पाहाद 
इस प्रकार जब बस्तु परस्पर में विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों 
का समूह है तो उसको जानना उतना कठिन नहीं है जितना उसे 
कहना कठिन है। क्‍योंकि एक ज्ञान अनेक धर्मात्मक वस्तु को एक साथ 
जान सकता है किन्तु शब्द के द्वारा एक समय में वस्तु के एक ही धर्म 
को कहा जा सकता है। उस पर भो शब्द की प्रवृत्ति वक्ता के अधीन 
है। वक्ता वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को मुख्य करके 


१४६ 


बोलता है। जैसे देवदतत को उसका पिता पुत्र कहकर बुलाता है और 
पुत्र पिता कहकर पुकारता है। किन्तु देवदत्त न केवल पिता है और 
न केवल पुत्र है। वह तो दोनों है। किन्तु पिता की दृष्टि से देवदत्त 
का पुत्रत्व धर्म मुख्य है और पुत्र की दृष्टि से पितृत्व धर्म मुख्य है। 
शेष धर्म गोण है क्योंकि अनेक धर्मात्मक वस्तु के जिस धर्म की विवक्षा 
होती है वह धर्म मुखय और शेष धर्म गौण होते हैं। अतः वस्तु के 
अनेक धर्मात्मक होने और शब्द में एक समय में उन सब धर्मों को 
कहने की शवित न होने से तथा वक्ता का अपनो-अपनी दृष्टि से वचन 
व्यवहार करते देखकर, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने में श्रोता 
को कोई धोखा न हो, इसलिए अनेकान्तवाद में से स्थाह्रद का आवि- 
एकार हुआ । 

आचार्यों ने अनेकान्तात्मक अर्थ के कथन को स्याद्वाद कहा है। 
स्पाद्वाद! के अनुसार वक्‍ता वस्तु के जिस धर्म को कहता है उससे 
इतर शेष धर्मो का सुचक 'स्थात्‌' शब्द समस्त वाकयों के साथ प्रकट 
या अप्रकट रूप से सम्बद्ध रहता है जो बतजाता है कि वस्तु में केवल 
वही धर्म नहीं है जो कहा जा रहा है किन्तु उसके सिवाय अन्य भी 
धर्म हैं। 'स्यात्‌' शब्द का अर्थ 'कथंचित्‌' या किसी “अपेक्षा से' है । 

आचाय॑े समन्‍्तभद्व ने कहा है-- 

स्थाह्ादः सर्वेथकास्तत्यागात्‌ किवृतचिद्विषिः । 
सप्तभंगनयापेक्षो हेयादेय विशेषक: ॥ 
--प्राप्तमीमांता १०४। 

अर्थात्‌--'कथंचित्‌”' कथंचन आदि स्याद्वाद के पर्याय हैं, स्या« 
द्वाद को कहते हैं। यह स्थाह्भाद अनेकान्त को विषय करके सात भंगों 
ओर नयों की अपेक्षा से स्वभाव और परभाव से सत्‌ असत्‌ आदि की 
व्यवस्था का कथन करता है। 

अतः वाक्य के साथ प्रयुक्त 'स्थात्‌' शब्द प्रकृत अर्थ के धर्मों 
को पूर्णछप से सूचित करता है। इस तरह अकलंक देव के अभिप्राय 
से 'स्ात्‌' शब्द अनेकान्त का सूचक है और उनके व्याख्याकार आचार्य 
विद्यानन्द के अभिप्राय से अनेकान्त का ज्ोतक भी है क्योंकि निपात 
झोतक भी होते हैं । यदि केवल 'स्यात्‌' छाब्द का प्रयोग किया जाये तो 
अनेकान्त सामान्य की ही प्रतिपत्ति होती है, अतः उसके साथ जीव 


१५० 


आदि पद का प्रयोग किया जाता है यथा 'स्थात्‌ जीव अर्थात्‌ कथंचित्‌ 
जीव है-स्वरूप की अपेक्षा जीव हैँ तथा पररूप की अपेक्षा जीव नहीं 
है । स्थात्‌ शब्द के बिना अनेकान्त अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं हो सकती । 


किन्तु लोक में और शास्त्र में प्रत्येक पद और अत्येक वाक्य के 
साथ स्यात्‌ पद का प्रयोग तो नहीं देखा जाता। तब उसके बिना 
अनेकान्त की प्रतिपत्ति कंसे हो सकती है ? इसके उत्तर में आचार्य 
विद्यानन्द ने कहा ह--स्यात्‌ पद का प्रयोग नहीं होने पर भी उसको 
जानने बाले उसे समझ लेते हैं । 


कोई-कोई आधुनिक विद्वान शायद को स्थात्‌ का स्थानापन्‍्न 
समझते हैं किन्तु यह ठीक नहीं हैं । 'शायद' शब्द तो सन्देह को व्यक्त 
करता है किन्तु 'स्थात्‌' शब्द सन्देहपरक नहीं है। वह केवल इस बान 
का सूचक या द्योतक है कि वक्‍ता विवक्षावश वस्तु के जिस धर्म को 
कहता है वस्तु में केवल वही एक धर्म नहीं है अन्य भी प्रतिपक्षी 
धर्म हैं । 


स्पाहाद का उपयोग 


यह स्थाद्वाद या अपेक्षावाद न केवल दाशेनिक क्षेत्र में ही उप- 
योगी है किन्तु लोकव्यवहार भी उसके बिना नहीं चलता । इसके लिये 
दो लोकिक दुष्टान्त ऊपर दिये गये हैं। यह अनेकान्तवाद की देन है 
और एक वस्तु को विभिन्‍न दृष्टिकोणों से देखने वाले विभिन्‍न व्यक्तियों 
में सामन्‍जस्य स्थापित करना इसका काम है । प्रत्येक व्यक्ति अपने ही 
दृष्टिकोण को उचित और दूसरों के दृष्टिकोण को गलत मानता है। 
यदि वह अपने दृष्टिकोण की तरह दूसरे दृष्टिकोण को भी सहानुभूति- 
पूर्वक अपनाये तो पारस्परिक विवाद समाप्त हो जाता है। यद्यपि 
अनेकान्तवाद और स्याद्वाद दाशेनिक क्षेत्र की देन है और इनका उप- 
योग भी दाशनिक क्षेत्र के विवादों को सुलझाने में ही हुआ है। आचार्य 
समन्तभद्र ने आप्तमीमांसा में दो विरोधी एकान्तवादों में दोष दिखा- 
कर यह बताने का सफल प्रयत्न किया है कि यदि इनका समन्वय 
स्थाद्ाद के द्वारा किया जाता है तो ये विरोधी वाद भी अविरुद्ध हो 
जाते हैं। भावैकान्त अभावेकान्त, नित्यैकान्त अनित्यैकान्त, भेदेकास्त 
अभेदेकान्त, जढ़ेतैकान्त द्वेतेकान्त आदि सभी विरोधी एकान्तवादों का 


१४१ 


जब समन्वय सम्भव हैं तब कौनसी समस्या इसके द्वारा हल नहीं की 
जा सकती। किन्तु उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसके 
लिए मूल में महावीर की अहिसक भावना होना आवश्यक है। अहि- 
सक भावना की ही देन अनेकान्त और स्याद्वाद है। विचार के क्षेत्र में 
जो हिंसा का ताण्डव होता था उसे मिटाने के लिए ही अनेकान्त और 
स्ाद्गाद का सर्जन हुआ । इनके बिना विचार के क्षेत्र में प्रवरतित हिसा 
का मिटना अशक्य है। अत. अहिंसा का ही एक नाम अनेकान्त और 
स्थाद्वाद है यदि ऐसा कहा जाये तो कोई अत्युक्ति नहीं है। इसे हम 
सत्याग्रह भी कह सकते हैं क्थ्रोंकि अनेकाश्ती सत्य के श्रति आग्रही 
होता है। जो सत्य है वह अनेकान्त रूप है और जो अनेकान्त रूप है 
वही सत्य है| अनेकान्त दृष्टि के बिना सत्य तक पहुंचना सम्भव नहीं 
है । अतः सत्य के खोजी को अनेकान्त दुष्टि से सम्पन्न होना चाहिए 
तभी वह सत्य दृष्टा हो सकता है । 


#ग 


गांधी जी और अभ्रहिसा 


वर्तमान युग में म० गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति हुये हैं जिन्होंने 
अहिंसा की शक्ति को न केवल पहचाना किन्तु एक ऐसे क्षेत्र में, जिसमें 
इससे पूर्व उसका उपयोग इस रूप में नहीं किया गया था । क्रियात्मक 
प्रयोग करके युद्धों से त्रस्त विश्व के सामने अहिसा की एक आशा 
और विश्वास की किरण के रूप में चमकाया । 

गांधी जी के द्वारा अहिंसा को राजनंतिक संग्राम का अस्त्र 
बनाया जाने से पूर्व बेचारी अहिंसा का न कोई नाम लेता था और न 
कोई उसे पूछता था । हां, यदि किसो को भारत की दुर्देशा और 
दासता का दु:ख खलता था तो वह अहिसा को हो उसका मूल कारण 
मानकर अहिंसा और उसके प्रवर्तक जेन और बौद्धों को खरी-खोटी 
अवश्य सुना देता था। हमारे राजनेता-देशनेता स्व० लाला लाजपत- 
राय ने तो अपनी एक पुस्तक में लिख भो दिया था कि जैनों की 
अहिंसा ने भारत को कायर और बृजदिल बना डाला आदि। उस 
समय बेचारे जेनो बहुत कुड़मुड़ाये । अन्त में लालाजी से जैनों का 
एक डेपुटेशन मिला, उन्हें अपनी बातें समझाई। तब कहीं जाकर 
लालाजी पसीजे और उन्होंने अपनो पुस्तक के दूसरे संस्करण में से वे 
शब्द निकाल देने का वचन दिया । ऐसी दयनीय स्थिति बेचारी अहिंसा 
की थी । किन्तु महात्मा जी ने अपने प्रयोगों के द्वारा न केवल उक्त 
लांछन का परिमाजेन किया किन्तु अहिंसा का मुख सदा के लिये 
उजला कर दिया और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को उसका प्रशंसक समर्थक 
और पालक बना दिया जो शताव्दियों से सिर से पर तक हिसा में 
डूबे हुये थे और जिन्हें मां के दुध के साथ 'खून का बदला खून' घोल- 
घोलकर पिलाया गया था । ऐसे व्यक्तियों में सरहदी गांधी बादशाह 
खां का नाम उल्लेखनीय है। एक बार उन्होंने अपने भाषण में 
कहा था-'अगर हम अहिंसा का सबक न सीखते तो बड़ी दुर्गति 
होती । हमने तो उसे अपने पूरे स्वार्थ से अपनाया है। हम तो जन्म 
से ही लड़ाके हैं और इस रिवाज को हम तो आपस में ही लड़कर 


१४३ 


जारी रखते आये हैं। एक दफा एक कुनबे में या कबीले में एक खून 
हुआ कि उसका बदला लेना एक इज्जत की बात समझी जाती थी । 
भाम तौर पर हम लोगों में मुआफी जैसी कोई चीज ही नहीं है। और 
इसलिये वहाँ सिर्फ बदले में हिसा और प्रतिहिसा ही है। इस तरह 
यह विनाशचक्र कभी खतम नहीं होता | इसमें शक नहों कि अहिसा 
बतौर मुक्ति के हमारे पास आई है ।' 

इस तरह बहुत से प्रख्यात विदेशियों ने भी अहिस! के सम्बन्ध 
में अपना अभिमत प्रकट किया है। यह सब गांधी जी के ही प्रचार का 
शुभ फल है। गांधो जी ने केवल अपने प्रयोगों के द्वारा ही अहिंसा का 
प्रसार नहीं किया, उनकी लेखनी भी सदा इस दिशा में सक्रिय रही 
है। अहिसा के सम्बन्ध में जितना अधिक उन्होंने लिखा और कहा है 
उतना न तो किसी ने लिखा हो है और न कहा ही है । उनका दृष्टि- 
कोण अहिंसा के व्यावहारिक रूप की ओर ही अधिक था किन्तु अहिसा 
को शक्ति में उतफ़ी प्रगाढ़ श्रद्धा किसी भी अहिसक से कम नहीं थी । 
उनके नीचे लिखे उद्गार इसके साक्षी हैं-- 

“हम तो यह सिद्ध करने के लिये पैदा हुये हैं कि सत्य और 
अहिसा केवल व्यक्तिगत आचरण के नियम नहीं हैं। वह समुदाय, 
जाति और राष्ट्र की नीति हो सकती है। अभी हमने यह सिद्ध नहीं 
कर दिया है, लेकिन यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो सकता है। इसी 
को मैंने अपना कतेव्य माना है। चाहे सारा जगत मुझे छोड़ दे तो भी मैं 
इसे नहीं छोड़ गा। मेरी श्रद्धा इतनी गहरी हैं उसके सिद्ध करने के लिये 
ही मैं जिऊँगा और उसी प्रयत्न में मैं मरूंगा | मेरी श्रद्धा मुझे नित्य 
नया दर्शन कराती है । 

'मेरा यह विद्वास है कि अहिसा हमेशा के लिये है, वह आत्मा 
का गुण है इसलिये वह व्यापक है, क्योंकि आत्मा तो सभी के होती 
है | आत्मा सवके लिये हैं, सब समयों के लिये है, सब जगहों के लिये 
है । अगर बह दरअसल आत्मा का गुण हैं तो वह हमारे लिये सहज 
हो जाना चाहिये ॥' 

'मेरा' यह विश्वास हे कि अहिंसा सिर्फ व्यक्ति का गुण नहीं है 
बल्कि एक सामाजिक गुण भी है जिसे दूसरे गुणों की तरह विकसित 


१. हरिजन सेवक, १४ जनवरी १६३६ । 





१४४ 


करना चाहिये इसमें कोई शक नहीं कि समाज अपने आपस के कारो- 
बार में अहिंसा का प्रयोग करने से ही व्यवस्थित होता हूँ। मैं जो 
कहना चाहता हूं वह यह है कि इसे एक बड़े राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
पैमाने पर काम में लाया जाये ।' 


अहिसा के सिद्धांत 
अहिंसा के जिन सिद्धांतों के आधार पर गांधी जी उसे राष्ट्रीय 


ही नहीं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर काम में लाने की सलाह देते थे, 
वे उन्हीं के अनुसार इस प्रकार हैं-- 


१. 


२. 


अहिंसा परम श्रेष्ठ मानव धर्म है। पशुबल से वह अनन्तगुना 
महान और उच्च है। 

मनुष्य के स्वाभिमन और समान भाव की वह सबसे बड़ी 
संरक्षक है। हां, वह मनुष्य की चल-अचल सम्पत्ति को हमेशा 
रक्षा करने का आश्वासन नहीं देती । हालाँकि अगर मनुष्य उसका 
अभ्यास कर ले तो शस्त्रधारियों की सेनाओं की अपेक्षा वह 
उसकी अच्छी तरह रक्षा कर सकती है । यह तो स्पष्ट है कि वह 
अन्याय से अजित संपत्ति तथा दुराचार की रक्षा में जरा भी 
सहायक नहीं हो सकती है । 


» अहिंसा एक ऐसी शक्ति है जिसका सहारा बालक, युवा, बृद्ध, 


स्‍्त्री-पुरुष सब ले सकते हैं, बशततें कि उसकी उस करुणामय में 
तथा मनुष्यमात्र में सजीव श्रद्धा हो । जब हम अहिसा को अपना 
जीवन सिद्धान्त बनालें तो वह हमारे संपूर्ण जीवन में व्याप्त होनी 
चाहिये | यों कभी-कभी उस्ते पकड़ने ओर छोड़ने से लाभ नहीं 
हो सकता । 


» यह समझना एक जबरदस्त भूल है कि अहिसा केवल व्यक्तियों के 


ही लिये लाभदायक है, जनसमूह के लिये नहीं। जितना वह 
व्यक्ति का धर्म है उतना ही वह राष्ट्रों के लिये भी धर्म है। 


* किन्तु जो व्यक्ति और राष्ट्र अहिसा की शक्ति देखना चाहें उन्हें 


आत्मसम्मान के सिवा अपना सर्वस्व (राष्ट्रों को तो एक-एक 
आदमी) भंवाने के लिये तैयार रहना चाहिये । इसलिये वह दूसरे 
के मुल्कों को हड़पने अर्थात्‌ आधुनिक साम्राज्यवाद से, जो कि 


११२४ 


अपनी रक्षा के लिये पशुबल पर निर्भर है, वह बिल्कुल मेल नहों 
खाता । 

६. अहिसा की अग्निपरीक्षा तो तब होती है जब हिंसा के लिये भयंकर 
से भयंकर उत्तेजना होते हुए भी मनुष्य मन, वाणी और कर्म से 
अहिंसक ही बना रहे। घ्ल्े और सौम्य मनुष्य के साथ बर्ताव करते 
हुए अगर कोई अहिंसक रहे तो इसमें कोन-सी बड़ी बात है ? 

७. मेरे रास्ते में जो मुसीबतें आवें उन्हें मैं सहूं या उनके लिये जिनका 
विनाश करना पड़े उनका नाश करता जाऊँ और अपना रास्ता 
तय करूँ ? जिज्ञासु के सामने यह सवाल खड़ा हुआ । उसने देखा 
कि अगर नाश करता चलता है तो वह रास्ता तय नहीं करता, 
बल्कि जहाँ था वहीं रहता है। अगर संकटों को सहता है तो आगे 
बढ़ता है । इसी से जिज्ञासु को अहिसा मिली | 

५. आज हम जिस स्थूल वस्तु को देखते हैं वही अहिंसा नहीं है। 
किसी को कभी न कभी मरना तो है हो। कुविचार मात्र हिसा 
है। उतावलापन, जल्दीपना हिसा है, मिथ्याभाषण हिंसा है, देष 
हिंसा है, किसी का बुर/ चाहना है हिसा है। जिसको दुनिया को 
जरूरत है उस पर कब्जा रखना भी हिसा है । 

€, अहिसा में विश्वास रखनेवालों की आस्था ही इस आधार पर है 
कि मानव-स्वभाव मूलतः एक ही है और उस पर प्रेम के बर्ताव 
का जरूर ही प्रभाव पड़ता है। 

उक्त सिद्धान्त नये नहीं हैं, बल्कि उतने ही पुराने हैं जितना 
अहिसा का संदेश पुराना है। किन्तु अहिंसा के प्रयोगों के लिये उन्होंने 
जो क्षेत्र चुना और उनका जिस ढंग से उपयोग किया वह अवश्य नूतन 
थे। असल में महावीर ओर बुद्ध की सामयिक स्थिति से गांधी जी की 
सामयिक स्थिति जुदी थी। वे उस समय जन्मे थे जब भारत दासता 
की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और साअ्राज्यवाद की चक्की में पीसा 
जा रहा था। भारतोयों में आत्म सम्मान की भावना लुप्त हो चुकी 
थी और भय और कायरता ने उन्हें अपने चंगुल में फांस रखा था। 
विश्व में साज्राज्यवादी महायुद्धों की अग्नि सुलगने लगी थी। और 
इस तरह मानवीय हिसा का इतना प्राबल्य हो चला था कि उसने 
पाशविक रूप घारण कर लिया था। फलतः गांधी जी ने भारत की 


१५६ 


मुक्ति के द्वारा अपनी अहिंसा का प्रयोग करके उसे अन्तर्राष्ट्रीय रूपै 
देने की जीवतनभर चेष्टा की । 

एक बार एक राजनैतिक प्रतिनिधि मण्डल के साथ जब वह 
इंग्लेंड गये तो तत्कालीन भारतमंत्री माण्टेग्यू ने उनसे पूछा कि आपके 
जैसे समाज सुधारक इस प्रतिनिधि मण्डूजु के साथ यहां कैसे आये ? 


गांधी ने कहा कि मेरी सामाजिक प्रवृत्ति का यही विस्तार 
मात्र है। सारी मनुष्य जाति के साथ आत्मीयता कायम किये बिना 
मेरी धर्म भावना सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकेगी । और यह तभी सम्भव है 
जब राजनेतिक मामलों में भाग लूं। क्योंकि आज की दुनियां में 
मनुष्यों की प्रवृत्ति एक और अविभाज्य है। उसमें सामाजिक, आर्थिक, 
राजन॑तिक और शुद्ध धाभिक ऐसे जुदे-जुदे भाग नहीं किये जा सकते। 
मानव हित की प्रवृत्ति से भिन्‍न धर्म मैं नहीं जानता। ऐसी घर्म भावना 
से रहित दूसरी तमाम प्रवृत्तियाँ नैतिक आधारविहीन हैं । 

इस तरह गांधी जी ने मानव हित की भावना से प्रेरित होकर 
अहिसा का मार्ग अपनाया और भारतवर्ष को ही अपना कार्यक्षेत्र 
बनाया । भारतवर्ष को कार्यक्षेत्र बनाने में केवल गांधी जी का भार- 
तीय होना हो हेतु नहीं था बल्कि एक दूसरा मुख्य हेतु था जो उन्हीं 
के शब्दों में इस प्रकार था-- 

१०. मनुष्यों के लिए यथासम्भव आत्मशुद्धि अहिंसा का एक आव- 
इयक अंग है। बिना आत्मशद्धि के प्राणीमात्र के साथ एकता का 
अनुभव नहीं किया जा सकता। और आत्मशुद्धि के अभाव में 
अहिसा धर्म का पालन करना भी असम्भव है। अशुद्धात्मा पर- 
मात्मा के दर्शन करने में असमर्थ रहता हैं। इसलिए जीवनपथ 
के सारे क्षेत्रों में शुद्धि की जरूरत रहती है। इस ठरह की शुद्धि 
हमारा साध्य है। क्योंकि व्यक्ति और समष्टि में इतना निकट 
का सम्बन्ध हे कि एक की शुद्धि अनेक की शुद्धि के बराबर हो 
जाती है '* शुद्धि का यह मार्ग विकट है शुद्ध होने का मतलब 
तो मन से, बचन से और काय से निविकार होना, राग-द्ेष आदि 
से रहित होना है । 

११. मनुष्य मनुष्य के बीच मुकाबला करें तो ऐसा देखने में आयेगा 
कि अहिसक मनुष्य की हिंसा करने की जितनी शक्ति होगी उतनी 


१५७ 


ही मात्रा में उसकी अहिसा का माप हो जायेगा। यहाँ कोई हिंसा 
की शक्ति के बदले हिंसा की इच्छा समझने की भूल न करे। 
अहिसक में हिंसा की इच्छा तो कभी भी नहों हो सकती । 


१२. अहिसा हमेशा हिंसा की अपेक्षा बढ़ी चढ़ी शवित रहेगी | अर्थात्‌ 
एक मनुष्य में उसके हिसक होते हुये जितनी शक्ति होगी उससे 
अधिक शक्ति उसके अहिसक होते से होगी । 


१३. अहिसा में हार के लिए स्थान ही नहीं है। हिंसा के अन्त में तो 
हार ही है! 

१४. अहिंसा के सम्बन्ध में यदि जीत शब्द का प्रयोग किया जा सकता 
है तो यह कहा जा सकता है कि अहिसा के अन्त में हमेशा ही 
जीत होगी। वास्तविक रीति से देखें तो जहां हार नहीं वहां जीत 
भी नहीं । 

अनादिकाल' से भारतवर्ष को अहिंसा धर्म का उपदेश तो 
अवश्य मिलता चला आ रहा है, किन्तु समस्त भारत में सक्रिय अहिसा 
पूर्णहप से किसी काल में अमन में लाई गई थो ऐसा मैंने भारत के इति- 
हास में नहीं देखा । यह होते हुए भी अनेक कारणों से मेरी ऐसी अचल 
श्रद्धा सही है कि भारत किसी भी दिन सारे जगत को अहिता का पाठ 
पढ़ायेगा । ऐसा होने में भले युग गुजर जाये पर मेरी बुद्धि तो यही 
बतलाती है कि दूसरा कोई राष्ट्र इस कार्य का अगुआ नहीं बन 
सकता ।' 

अगर भारत तलवार के सिद्धान्त को अपनाता है तो उसे 
क्षणिक विजय प्राप्त हो सकती है। पर तब भारत मेरे हृदय का गौरव 
नहीं रह जायेगा। भारत के प्रति मेरी इतनी भत्रित इसलिए है कि 
मेरे पास जो कुछ है तरह सब मैंने उसी से पाया है। मेरा पक्का 
विश्वास है कि उसे दुनियां को एक सन्देश देना है। उसे अंधा बना- 
कर यूरोप की नकल नहीं करनी है। जिस दिन भारत तलवार का 
सिद्धान्त ग्रहण करेगा वह मेरी परीक्षा का दिन होगा और मुझे आशा 
है कि मैं अपने कतंव्य से हलका नहीं उतरूंगा । मेरा धर्म भौगोलिक 
सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। अगर मुझे इसमें जीवित श्रद्धा होगी 
तो मेरे भारत प्रेम को भी पार कर जायेगी । 


१४५८ 


इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि गांधी जी भारत से भी अधिक 
अपने अहिसा के सिद्धान्त को प्यार करते थे । उसके लिए वे भारत को 
भी छोड़ सकते थे । भारत को तो वह इसीलिए पकड़े हुए थे कि उसमें 
ही यह शक्ति है कि वह विश्व को आज भी वह शुभ सन्देश दे सकता 
है। इसी से उन्होंने एक बार हरिजन सेवक में लिखा था-- 

अगर हिन्दुस्तान जगत को अहिसा का सन्देश न दे सका तो 
यह तबाही आज या कल आने ही वाली है और कल के बदले आज 
इसके आने की संभावना अधिक है। जगत युद्ध के शाप से बचना 
चाहता है, पर कैसे बचे, इसका उस्ते पता नहीं चलता। यह चाबी 
हिन्दुस्तान के हाथ में है ।' 

गांधी जी ने हिन्दुस्तान के हाथ की इस चाबी का उपयोग 
महायुद्धों से त्रस्त विश्व की सुरक्षा में करने का प्रयत्त किया और 
भारतीय कांग्रेस के द्वारा अहिसात्मक सत्याग्रह का प्रयोग कराया । 
किन्तु दोनों के उद्देश में महान अन्तर रहा । जब्र गांधो जी को भारत 
की स्वतन्त्रता से भी अधिक अहिसा प्रिय थी तब कांग्रेस को केवल 
भारत की स्त्रतंत्रता ही अभीष्ट थो। अतः उसने उसे एक नीति के 
रूप में ही स्वीकार किया, सिद्धान्त के रूप में नहीं, जैसा कि पं० जवा- 
हरलाल नेहरू ने अपनी कहानी में लिखा है-- 


“इन तर्कों ने हमें प्रभावित तो किया किन्तु अहिसा हमारे लिये 
ओर सम्पूर्ण रूप से कांग्रेस के लिए कोई धर्म या कोई निविवाद मत 
या सिद्धान्त नहीं था और न हो सकती थी। वह हमारे लिए एक 
नीति, एक तरीका भर हो सकती थी | जिससे हम कुछ परिणामों की 
आशा रख सकते थे । इन्हीं परिणामों की कसौटी पर उसे अन्तिम रूप 
से कहना भी होगा । अलग-अलग लोग इसे धर्म या जविवादित मत 
का रूप दे सकते हैं किन्तु कोई भी राजनंतिफ संस्था, जब तक कि 
उसका रूप राजनैतिक रहता है, ऐसा नहीं कर सकतो ।' 


कांग्रेस कार्य समिति के अन्य भी अनेक प्रभावशाली सदस्यों के 
ऐसे ही विचार थे। फलत: द्वितीय महायुद्ध के छिड़ने के बाद कुछ 
शर्तों के साथ मित्रराष्ट्रों को सहायता देने का प्रस्ताव जब कार्यसमिति 
में आया तो मतभेद खड़ा हो गया। गांधी जी केवल नैतिक सहायता 
देने के पक्षपाती थे। जबकि कार्यत्नमिति के कुछ प्रभावशाली सदस्य 


१५६ 


क्रियात्मक सहायता देने को तैयार थे। प्रस्ताव तो पास हो हो गया 
गांधी जो ने उससे अपने को अलग कर लिया। गांधी सेवा संघ की 
मोटिंग में उस पर बोलते हुए गाँधी जी ने जो उद्गार प्रकट किये वह्‌ 
इस प्रकार हैं-- 


“कांग्रेस के महामण्डल में (हाई कमाण्ड ने) कल जो प्रस्ताव किया 
उस पर से साफ है कि हम परीक्षा में उत्तोर्ण नहीं हुये । वह महामंडल 
के लिए शर्म की बात नहीं है। वह तो मेरे लिये शर्म की बात है । मुझमें 
इतनी शक्ति नहीं है कि मेरी बात तीर जैसी सोधी हृदय तक पहुंच सके। 
कांग्रेस में भी तो मैं मुख्य कार्यकर्ता रहा। उनके दिलों पर मैं अपना 
असर नहीं कर सका । इसमें शर्म तो मेरी ही है। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि आज तक जिस अहहिसा का आश्रय हमने लिया वह सच्ची अहिंसा 
नहीं थी। वह निःशस्‍्त्रों की अहिसा थी। लेकिन मैं तो कहता हूं 
अहिंसा बलवानों का शस्त्र है। हमने आज तक जो कुछ किया वह 
अहिंसा के नाम पर दूसरा हो कुछ किया । उसको आप और कुछ कह 
लोजिये लेकिन अहिंसा नहों कह सकते । वह क्‍या था यह मैं नहीं बता 
सकता “लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वह अहिंसा नहीं थी । मेरे 
तजदीक तो शस्त्रधारी भी बहादुरी में अहिसक व्यक्ति की बराबरी 
नहीं कर सकता । वह तो शस्त्र का सहारा चाहता है इसलिये वह 
अशक्त है। अहिसा अशकक्‍्तों का अस्त्र नहीं है। 


तो आप पूछेंगे कि मैंने जनता से उस शस्त्र का प्रयोग क्‍यों 
करवाया ? क्‍या उस वक्‍त मैं यह नहीं जानता था ? मैं जानता तो था 
लेकिन उस वक्‍त मेरी दृष्टि इतनी शुद्ध नहीं हुई थी । अगर उस वक्‍त 
मेरी दृष्टि शुद्ध होती तो मैं लोगों से कहता कि 'मैं अ।पसे जो कुछ करा 
रहा हूँ उसे आप अहिा न कहें। आप अहिंस। के लायक नहीं हैं, डर 
से भरे हुये हैं। आपके दिलों में हिंसा भरी हुई है आप अंग्रेजों से डरते 
हैं। भगर ईन्दू हैं तों पुतलमानों से डरते हैं। अगर मुसलमान हैं तो 
तगड़े हिन्दुओं से डरते हैं। इसलिये जो प्रयोग मैं आप से करा रहा हूँ 
बह अहिसा का प्रयोग नहीं है। सारा डरपोकों का समाज है। उसमें 
से एक डरपोक आदमी मैं भो हूँ । यह संब मुझे साफ-साफ कह देना 


चाहिये था ।' 


१६० 


आगे गांधी जो ने कहा-- 

'परन्तु इसमें से भी कुछ अच्छा परिणाम निकल आया। 
अहिंसा हमारी जबान पर थी। उसका कुछ शुभ परिणाम हुआ | थोड़ी 
बहुत सफलता मिल गई ।*“अहिसा के नाम ने भी इतना किया तो 
फिर अगर दर असल हममें सच्ची अहिसा आ जाये तो हम आकाश में 
उड़ने लगेंगे । 'जो शक्ति हिटलर के हवाई जहाजों में नहीं है वह उड़ने 
की शक्ति हममें होगी।' मुझमें अहिसा की अपूर्ण शक्ति है यह मैं जानता 
हैँ । लेकित जो कुछ शक्ति है वह अहिसा की ही है। लाखों लोग मेरे 
पास आते हैं। प्रेम से मुझे अपनाते हैं। औरतें निर्भव होकर मेरे साथ 
रह सकती हैं मेरे पास ऐप्ती कौन-सी चीज है। केवल अहिंसा की शक्ति 
है और कुछ नहीं है। अहिंसा की यह शक्ति एक नई नीति के रूप में 
मैं जगत को देना चाहता हूं ।' 

गांधो जी ने नई नोति के रूप में जगत के सामने अहिसा का 
सिद्धान्त रखा और प्रत्येक कठिनाई का सामना अहिंसा के द्वारा करने 
की सलाह विश्व को दी। 


श्रहिता श्रौर युद्ध 

द्वितीय महायुद्ध के समय लड़ाक्‌ राष्ट्रों से शान्ति की अपील 
की और अहिप्तात्मक प्रतिरोध के द्वारा युद्ध का सामता करने की 
सलाह दी | उनका कहना था कि 'इतने काल से मनुष्य हिसा का ही 
प्रयास करता आया है। और उसमझ्ञा प्रतिशोध हमेशा उल्टा हुआ है। 
यह कह सन्त हैं कि संगठित अहिसात्मक मुकाबले का प्रयोग अमी 
मनुष्य ने कहीं भी योग्य पैमाने पर नहीं देखा। इसलिए यह 
लाजिमी है कि जब वह यह प्रयोग देखेगा तो उसकी श्रेष्ठता 
स्वीकार कर लेगा । यह हो सकता है कि अपार पशुबल के सामने 
प्रजा हिम्मत हार जाए किन्तु ऐसा तो सभी खबुद्धों में होता है। पर 
अगर ऐसी भीरुता प्रजा में आ जाए तो यह भहिसा के कारण नहीं 
बल्कि अहिंसा के अभाव से, अथवा पर्याप्त मात्रा में सक्रिय अहिंसा न 
न होने के कारण होगा।' 

अमेरिका के एक प्रसिद्ध मासिक पत्र 'दी वल्ड टुमारो' के 
अगस्त १६२८ के अंक में 'तलवार, त्याग ओर राष्ट्रीय संरक्षण' शीर्षक 


१६१ 


एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसको कतरन एक अमेरिकन ने मांधी 
जी के पास भेजी थी । उसका सारांश उन्होंने इस प्रकार किया था--- 


'शान्तिभाव के सम्बन्ध में सबसे पहले यह सवाल उठता है कि 
इस बीसवीं सदो में, जब कि युद्ध के अस्त्र शस्त्र इतनी अधिक संपूर्णता 
के शिखर तक पहुंच गये हैं ओर उनकी संहारक शक्ति इतनी ज्यादा 
बढ़ गई है, क्या सचमुच फोजी साधनों द्वारा राष्ट्रीय संरक्षण हो 
सकता है ? संभव है कि भूतकाल में फौजी साधनों की मदद से राष्ट्रीय 
संरक्षण हो सका होगा, मगर आज तो यह उपाय एकदम पुराना पड़ 
गया है। और इस पर निर्भर रहना आफत मोल लेना है, क्योंकि आज 
हम देख सकते हैं कि जहाँ एक ओर फौजी सामान का खर्च दिन-दिन 
बढ़ता जाता है वहाँ दूचरो ओर संरक्षण संबंधी उसकी उपयोगिता 
भी दिन पर दिन घटती जाती है ओर आग्रामी दशकों में यहो बात 
अधिकाधिक होती जायेगी । 


पिछले ४० वर्षों में, यानी इस पत्र के पाठकों के जीवन में ही, 
संयुक्त राज्य की नौसेना का सालाना खर्च डेढ़ करोड़ डालर से बढ़- 
कर ३१ करोड़ ८ लाख डालर हो गया है। दूसरे शब्दों में यह कह 
सकते हैं कि संयुक्त राज्य अपनी फौज और नौसेना पर चौबीस धण्टों 
में लाख डालर स्वाहा करता है । 'युद्ध मनुष्य का सबसे बड़ा उद्योग' 
शीषंक एक अग्रलेख में 'न्यूयाके टाइम्स' के मारे १६९२८ वाले अंक में 
उसके लेखक ने भली-भाँति सिद्ध कर दिया था कि इस जमाने में 
फौजी लड़ाई की तैयारी ही संसार का सबसे बड़ा उद्योग होगया है। 


मगर इसकी वजह से संसार को कितनी ज्यादा कुर्वानी करनी 
पड़ती है उसका अन्दाजा अकेले डालरों के हिसाब से ही नहीं लगाया 
जा सकता क्योंकि युड्ध के शस्त्र तैयार करने में रुपया तो खत होता 
ही है, मगर इसके सित्रा भी, उसकी साज-संभाल करने और फोजोी 
सामान बनाने के लिये लोगों की एक बड़ी संख्या की जरूरत रहती है। 
इस तरह देशों को समस्त ओर उनको तमाम औद्योगिक शक्रिति युद्ध 
की तैयारी में नष्ट होतो जाती है | भरूतकाल में वेतनजीबी सिपाहियों 
की फोजें ही युद्ध के मंदानों में भिड़ती थीं। इसलिये उन दिलों भाज 
की अपेक्षा लोगों के एक बहुत थोड़े हिस्से को युद्ध में हाथ बढ़ाना 


१६२ 


पड़ता था| मगर वर्तमान युद्ध विशारद राष्ट्र की सारी जनता को 
युद्ध के लिये भर्ती कर लेते हैं । 


फ्रांस में तो एक ऐसा कानून बना देने की प्तिफारिश की गई 
है जिसकी रू से स्त्रियों का भर्ती होना भी अनिवायें हो जाये | छान्ति 
के दिनों में भी पाठशालाओं में फौजी तालीम को अनिवार्य बना देने, 
राष्ट्रीय शिक्षा पर फौजी विभाग की सूक्ष्म देख-रेख और प्रभुता रहने 
आदि कारणों से देश के नौजवानों की मनोवृत्ति भी दिन दिन ज्यादा 
यूद्धप्रिय होती जाती है। यही नहीं, बल्कि डाकघर, समाचारपन्र, 
रेडियो, सिनेमा, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों के प्राणी भी धीरे-धीरे 
इस की अधीनता में आते जाते हैं। इससे यह डर लगता है कि कहीं 
जगरतव्यापी बुद्ध की जो तैयारी और संगठन इपत समय हो रहा है 
उसके फन्‍्दे में वह लोग भी शीघ्र न फेंस जाएं। अगर यह युद्ध हुआ 
ही तो इसकी वजह से मानव जाति की स्वतन्त्रता को, वाणी स्वातन्द्रय 
और विचार स्वातन्त्रय के जन्मसिद्ध अधिकार ओर सामाजिक उन्नति 
को घोर आघात पहुंचेगा । अर्थात्‌ फौजी साधनों द्वारा देश के संरक्षण 
के लिये जो कीमत चुकानी पड़ती है उसमें इसकी भी गिनती होनी 
चाहियें। इस पर पाठक समझ सकेंगे कि फौजी तैयारी द्वारा की गई 
रक्षा संसार के लिये कितनी मंहगी पड़ती है और भविष्य में कितनी 
अधिक मंहगी पड़ेगी । 

लेकिन इससे भी अधिक चिन्ता की बात तो यह है कि फौजी 
राधन पर बराबर अनन्त धन व्यय करते हुए भी आज जनता सुख 
की नींद नहीं सो सकती । संभव है इस बीस साल तक जैसे-तैसे यह 
हालत निभ जाय, मगर आखिरकार तो इस नीति के कारण नि संदेह 
संसार पतन के गड्ढे में गिरकर रहेगा। 

कुछ समय पहले सेनेटर वोरा ने 'त॑यारी के मानती” शीर्षक से 
लिखते हुये संसार की जनता पर दिन पर दिन बढ़ने वाले कर और 
सरकारी कर्ज के बढ़ते हुए बोझ को तरफ खासतोर पर ध्वान खींचा 
था। और कहा था--'भविष्य में सरकारों को अपनी शक्ति का अधिक 
से अधिक उपयोग विरोधी दल के सामने लड़ने में नहीं, बल्कि अपनी 
पे की आथिक ओर राजनैतिक अशान्ति को दबाने में करना' 
होगा ।' 


१६३ 


इसका नतीजा होगा कि राज्य जितने बड़े पैमाने पर फौजी 
तैयारी करेंगे उतनी ही उनकी हालत संकटमय बनेगी । क्योंकि सर- 
कार और रिआया के बीच की खाई ओर अधिक गहरी होती जायेगी 
और जनता में निराशा तथा अश्नन्तोष का वातावरण बढ़ता ही 
जाएगा। इस हालत को संरक्षण की तैयारी कहना संरक्षण शब्द का 
दुरुपयोग करता है। जिसकी वजह से रिअ.या का आ्थिक संकट घटने 
के बदले बढ़ता है वह तंयारी नहीं, बल्कि अतैयारो है। 
इस पर टिप्पणी करते हुए गांधी ने लिखा था-- 

“उक्त लेखक ने फौजी तैयारी के लिए आवश्यक खर्च के जो 
आंकड़े दिए गए हैं उनसे सचमुच हमें सावधान हो जाना चाहिए। 
आजकल की युद्धकला केवल घातक शस्त्रों को बनानेवाली कला मात 
रह गई है। उसमें वीरता, शौर्य या सहनशक्ति को बहुत ही थोड़ा- 
थोड़ा स्थान प्राप्त है। हजारों स्त्री-पुरुष और बालकों को बटन द्रबा- 
कर या ऊपर से जहर ब्रसाकर निर्मिष मात्र में नाम शेष कर देना-- 
मार डालना ही वर्तमान युद्धधल। की पराकाष्ठा है ।'“*'““आज हम 
पश्चिमी देशों की बाहिरी तड़क-भड़क से चौंधिया गये हैं । और उनकी 
उन्मत्त प्ररत्तियों को भी प्रगति का लक्षण मान बंठे हैं। फलस्वरूप 
हम यह नहीं देख पाते कि उनकी यह प्रगति ही उन्हें विनाश की और 
ले जा रहो है| हमें समझ लेना चाहिए कि पादरचात्य देशों के लोगों 
के साधनों द्व।रा पश्चिमी देशों की स्पर्धा में उतरना अपने हाथों अपना 
सर्वेनाश करना है। इसके विपरीत अगर हम समझ सकें कि इस युग में 
भी जगत नैतिक बल पर ही ठिका हुआ है तो अहिंसा की असीम शक्ति 
में हम अडिग श्रद्धा रख सकंगे और उम्र पाने का प्रयत्न कर सकेंगे । 
००३४४ अगर सचमुच ही हम अपनी रक्षा करना चाहते हों और संत्तार 
की प्रगति में स्वयं भी हाथ बटाने की इच्छा रखते हों तो उसके लिये 
तलवार त्याग, पशुबल त्यांग के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है।' 

(हिन्दी नवजीवन, ५ सितम्बर १६२६) 
युद्ध से युद्ध क्यों नहीं शान्त्र हो सकता ? इसका विदलेषण 
करते हुये एक बार गांधी जी ने कहा था-- 

अगर किसी एक राष्ट्र के अन्तःक रण में कड़वाहुट हो, तो क्‍या 
उसमें भावी युद्ध के बोज अन्तहिंत नहों होगे ? जो हो, अगर यह युद्ध 


१६४ 


किसी पक्ष की हार जीत तक जारी रहा, तो उस दाबानल में संस्कृति 
हो भस्म हो जाएगी । भगवान करें, और वह समय रहते बन्द हो 
जाये । लेकिन जब तक मनुष्यों के हृदय में ठ्वेष रहेगा तब तक बया 
उसका बन्द होना संभव है ? और अगर मुझे एक व्यक्ति से द्वेष होगा, 
तो क्या उसकी जड़ें गृप्तरूप से फैलकर वह उस देश के सभी लोगों में 
द्ेंष के रूप में परिणत नहीं होगा ?' 


अहिसा से ही मानव जाति का उद्धार 


अतः गांधी जी का कहना है-- 

“जब तक बड़े-बड़े राष्ट्र अपना नि.शस्त्रीकरण करने का 
साहसपूर्वक निर्णय नहीं करेंगे तब तक शान्ति स्थापित होने की नहीं । 
मुझे ऐसा लगता है कि हाल के अनुभवों के बाद यह चीज बड़े-बड़े 
राष्ट्रों को स्पष्ट हो जानी चाहिये। मेरे हृदय में तो आधी सदी के 
मिरन्तर अनुभवों और प्रयोगों के बाद पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं 
हुआ, जैसा कि आज है कि केवल अहिंसा में ही मानव जाति का 
उद्धार निहित है।” 

('हरिजन सेवक' १४ जनवरी १६३६) 


. गांधीजी के अहिसा सम्बन्धी बिचारों और प्रयोगों पर दृष्टिपात्त 

करते समय यह न भूलना चाहिए कि गांधो जी किसी भी स्थिति में 
कायरता को प्रश्नय देने के पक्ष में नहीं थे। एक बार 'तलवार का 
शीर्षक लेख में उन्होंने लिखा था-- 


'मेरा विश्वास है कि जब सामने केवल दो विकल्प रह जाएंगे 
कायरता ओर हिंसा तो मैं हिसा के लिए सलाह दूंगा। इसके बजाय 
कि भारत कायरतापूर्वक अपने ही असम्मात का शिकार बने या बना 
रहे में यह पसन्द करूंगा कि वह अपने सम्मान की रक्षा के लिये हथि- 
यार उठावे। किन्तु मेरा यह विश्वास है कि अहिंसा हिंसा से कहीं 
ऊंची है। ओर क्षमादान दण्ड से अधिक वोरताधुर्ण है।” क्षमा सिपाही 
की शोभा है, किन्तु संयम क्षमा तभी बत सकता है जब अपने मे दण्ड 
देने की शक्ति हो । उसका किसी असहाय व्यज्ञित द्वारा प्रदर्शित किया 
जाना निरर्थक है। जब एक चूहा अपने को बिल्ली से टुकड़े-टुकड़े 


१६३, 


करवा लेता है तो क्या यह उसको क्षमाशीलता है। किन्तु मैं भारत 
को या अपने को असहाय नहीं मानता । 

५०० *०* आप सुझे गलत न समझ्िये। शक्ति क्षारीरिक सामथ्ये 
से नहीं प्राप्त होती वह एक अजेय संकल्प से उत्पन्न होती है। 


मैं स्वप्न नहीं देखा करता । मैं एक व्यावहारिक आदशोंवादी 
होने का दावा करता हूँ। अहिंसा का धर्म केवल ऋषियों और 
महात्माओं के लिये नहीं है। वह जनसाधारण के लिये भी है। जिस 
तरह से हिंसा पशुओं का जीवन सिद्धांत है, उसी तरह अहिंसा हम 
मानवों का । पज्षु में आत्मा सुप्त पड़ी रहती है और पक्षु शारीरिक 
बल के अतिरिक्त और कोई नियम नहीं जानता | किन्तु मनुष्य को 
मर्यादा के लिये एक उच्च नियम आत्मिक शक्ति के प्रति आज्ञाका रिता 
आवश्यक है। जिन ऋषियों ने हिंसा के बीच अहिंसा का पता लगाया 
वे न्यूटन से भी अधिक प्रतिभासम्पन्न थे। वे वेलियगटन से भी बड़े 
योद्धा थे। शस्ब्रों के प्रयोग को स्वयं जानकर भी उन्होंने उनकी निरथ॑- 
कता को समझा और इस थके हुये संसार को सिखाया कि मुवित हिंसा 
नहीं, बल्कि अहिसा के द्वारा ही मिल सकती है ।” 


“गतिमान अवस्था में अहिसा का अर्थ स्वेच्छित कष्ट सहन. 
है । उसका आर्थ दुष्ट के सामने नम्नतापुर्वक घुटने देकना नहीं । बल्कि 
अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध तन-मन लगा देना है। जीवन के इस 
नियम के अनुसार कार्ये करते हुये अकेला एक व्यक्ति अपने सम्मान, 
अपने धम्में, अपनी आत्मा की रक्षा के लिये एक अन्यायपूर्ण साम्राज्य 
को पूरी शक्ति का सामना कर सकता है और इस साम्राज्य के पतन 
या पुनरुद्धार को नींव रख सकता है। 

“अतः मैं भारतवासियों से अहिसा का अभ्यास करने की 
प्राथंना इसलिये नहीं करता कि वे दुर्बल हैं ' मैं चाहता हूँ कि वे अपने 
ओर अधिकार की पूर्ण चेतना के साथ अहिसा का अभ्यास करें ।**--मैं 
चाहता हूं कि भारत इस बात को समझ ले कि उसके पास एक आत्मा 
है जो मर नहीं सकता, जो सब तरह की शारीरिक दुबंलताओं पर 
विजयी हो सकता है। और पूरे संसार के घारीदिक संगठन का विरोध 
कर सकता है।” 


१६६ 


असल में आज तक आत्मरक्षा के लिये जिस प्रकार दस्त्रयुद्ध 
की शिक्षा दी जाती रही है उस तरह अहिंसा की शिक्षा सावंजनिक 
रूप से देने का प्रयत्न कभी नहीं किया गया। पहले युग में ऐसी शिक्षा 
की भले ही आवश्यकता न रही हो किन्तु आज के युग में तो उसकी 
अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि उसके बिन। आज के विह्व को भावी 
विनाश से बचाया नहीं जा सकता । जब तक विश्व के राष्ट्र तलवार 
का सिद्धान्त अपनाते रहेंगे तब तक युद्ध बन्द नहीं हो सकेंगे, क्योंकि 
तलवार से जो प्राप्त किया जात। है वह तलवार से ही हर भी लिया 
जाता है। अतः तलवार के त्याग का सिद्धान्त अपनाना ही होगा । 

गांधी जी ने अहिसक सेना के शिक्षण के सम्बन्ध में अपने 
विचार प्रकट किये थे जो इस प्रकार है-- 


अगहिसा की शिक्षा 

“विषय की चर्चा शुरू करने से पहले एक महत्व की बात कहना 
मैं आवदयक समझता हुूं। हिंसक लदकर की भर्ती में आनेवालों की 
सिफ़े शारीरिक परीक्षा को जाती है.। उसमें बूढ़े, स्त्री और छोटे 
लड़के नहीं लिये जाते | वैसे ही रोगियों को भी नहीं लिया जाता। 
लेकिन अहिसक संघ के लिए यह नियम बिल्कुल उल्टा है। उसमें भर्ती 
होने वालों के शरीर की नहीं बल्कि दिल को परीक्षा होती है । इस- 
लिये उस संघ में रोगी, बूढ़े, स्त्री और नवजबान, लूले लंगड़े और 
अन्धे भी शामिल हो सकते हैं और विजय पा सकते हैं । 

मारने की शक्ति पाने के लिये लम्बी तालीम लेनी पड़ती है। 
मरने की तो जिनमें इच्छा होती है उनमें आ ही जाती है। दस-बारह 
साल का लड़का पूर्ण सत्याग्रही हो सकता है। लेकिन दस-बारह साल 
का लड़का हिसा लदकर में आ ही नहीं सकता । चाहे उसकी कितनी 
ही तोब् इच्छा हो। शारोरिक सम्पत्ति अपूर्ण होने के कारण वह 
लहकर में भर्ती नहीं हो सकेगा । लेकिन कोई ऐसा न समझे कि चूंकि 
अहिसा संघ में महारोगी ओर बालक को भी स्थान हो सकता है इस- 
लिए सत्याग्रही को शारीरिक सम्पत्ति का कुछ ख्याल ही नहीं 
करना पड़ता । अहिसा में ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो मजबूत शरीर 
वाले हो कर सकते हैं। इसलिये यह सोचना अति आवश्यक है कि 
अहि्सिक मनुष्य को किस प्रकार की शारीरिक तालीम मिलनी चाहिए। 


१६५७ 


जो नियम हिंसक लदकर के लिए हैं उनमें से कुछ अहिसक 
लइकर की लागू हो सकेंगे। हिसक लश्कर के पास तलवार इत्यादि 
सिर्फ दिखाने या शोभा के लिये नहीं होती । लेकिन उसका उपयोग 
दूसरे से प्राण लेने के लिये होता है। अहिसा संघ वालों को ऐसे हथि- 
यारों का उपयोग न होने के कारण वे उसे बोझ्न समझेंगे और हो सके 
तो उससे खेती इत्यादि में उपयोग हो ऐसा सामान उत्पन्न करेंगे । 
उसके शस्त्र के रूप में रखने में उन्हें शर्म लगेगी । हिंसक सिपाही को 
शिकार करना छिखाकर हिंसा की तालीम दी जाती है। अहिसक को 
हिकार करने का समय ही नहीं मिलेगा न इच्छा होगी । अहिंसक की 
तालीम बीमारों की सेवा करने की, अपनी जान की चिन्ता न करते 
हुए संकट में पड़े हुए लोगों को बवाने की, जहाँ चोर डाकू का भय हो 
वहाँ पहरा देने की, और उनको ऐसा न करने को समझाते-समझाते 
मर मिटने की होगी । हिंसक और अहिसक का लिबास भो अलग हो 
होगा । हिसक अपनी रक्षा के निमित्त बख्तर पहनेगा। सामने वालों 
पर प्रभाव डाल सके ऐसी पोशाक पहनेगा । अहिंसक को न किसी के 
साथ लड़ना है न प्रभात डालना है इसलिए उसकी पोशाक सादी और 
ग्रीबों से मिलती-जुलती होगी । 


(हिंसक चौबीसों घण्टे अपने शन्न्‌ को मारने सरबाने की युक्ति 
सोचता रहेगा ओर ईश्वर की प्रार्थना करता होगा तब भी वह दुश्मन 
का नाश करने की । ड्सिक लड़ाई जीतने की शर्ते ही यह है कि दुश्मन 
के प्रति गुस्सा प्रतिदिन बढ़ाना। अहिसक के कोश में कोई बाह्य दुदमन 
हो नहीं । लेकिन जो दुश्मन माना जाता होगा उसके प्रति भी मन में 
तो दया प्रेम ही होगा । इस प्रकार दोनों की मनोवृत्ति में महान भेद 
होने के कारण दोनों की क्वारीरिक तालीम भी अलग ही होगी ।''"* 
अहिंसा की तालीम में जो शारीरिक शिक्षा होगी उसमें शरीर का 
आरोग्य, शरीर सुदृढ़ बनाना, ठंड धूप सहने की शक्तित। शरीर 
की चपलता आदि का समावेश होता है।”''ईएवर श्रद्धा के साथ ब्रह्म- 
चर्य का होना भी आवश्यक है। यह तो बहुत मोटी-मोटी बातें हैं । 
यथाय्थ में तो संकल्प क्क्ति दृढ़ निश्वय और अहिसा में दुढ़ आस्या 
होना जरूरी है। 


१६८ 


असल में तो जब तक समाज का निर्माण अहिंसा के आधार 
पर नहीं किया जायेगा तब तक इस दिल्षा में प्रगति नहीं हो सकती 
और न युद्धों से हो छुटकारा मिल सकता है। यह तो तभी सम्भव है 
जब विश्व के राष्ट्र अहिसा को अपनी बैदेशिक नीति का आधार 
बनायें और जो विशाल धन-जन की राशि अब तक विश्व के संहार 
के लिए प्रयुक्त होती रही है, उसका उपयोग राष्ट्र के निर्माण के कार्ये 
में करें । वास्तव में तो अर्थनीति ही राजनीति है। यदि अर्थनीति का 
आधार अहिंसा हो जाये तो फिर ये आक्रमण ही बन्द हो जायें। इसी 
से गांधी जी ने कहा था कि हमारी अर्थनीति इस प्रकार की होगी कि 
क्षोषकों के लिए बह कोई प्रलोभन की वस्तु न होगी । 


अहिंसक अर्थनीति ही शोषित शोषक, का भेद मिटाकर सबमें 
सामंजस्य स्थापित कर सकती है। अतः मनुष्यों के जीवन में अहिंसा 
को आकर बैठा देने की जरूरत है। अहिंसक व्यक्ति जिस काम को 
भी हाथ में लेंगे उसमें ही अहिसा को अवतरित करने की चेष्टा करेंगे। 
इसी से गांधी जी ने अपने एक भाषण में कहा था-- 


“जो अहिंसक है उसके हाथ में चाहे कोईं भी उद्यम क्‍यों न रहे 
उसमें वह अधिक से अधिक अहिंसा लाने की कोशिश करेगा ही । यह 
तो वस्नुस्थिति है कि वगेर हिसा के कोई भी उद्योग चल नहीं सकता । 
एक दृष्टि से जीवन के लिए हिंसा अनिवार्य मालूम होती है। हम 
हिंसा को घटाना चाहते हैं और हो सके तो उसका लोप करना चाहते 
हैं। मतलब यह कि हम हिंसा करते हैं परन्तु अहिसा की ओर कदम 
बढ़ाना चाहते हैं। हिंसा का त्याग करने की हमारी कल्पना में से 
अहिसा निकली है। इसलिए हमें शब्द भी निषेधात्मक मिला है। 
अर्थात्‌ जो अहिंसा को मानता है वह जो उद्योग करेगा उसमें कम से 
कम हिंसा करने का प्रयत्न करेगा । लेकिन कुछ उद्योग ही ऐसे हैं जो 
अहिसा बढ़ाते हैं। जो मनुष्य स्वभाव से ही अहिसक है वहू ऐसे चन्द 
उद्योगों को छोड़ ही देता है। उदाहरणाथे, यह कल्पना ही नहीं की 
जा सकती कि वह कसाई का घंदा करेगा। मेरा मतलब यह नहीं है 
कि मांसाहारी कभी अहिसक हो ही नहीं सकता। मांसाहार दूसरी 
चीज है। हिन्दुस्तान में थोड़े से ब्राह्मण और घैश्यों को छोड़कर बाकी 
के सभी तो मांसाहारी हैं। लेकिन फिर भी वे अहिंसा को परम धर्म 


१६६ 


मानते हैं। यहां हम मांसाहार को हिसा का विचार नहीं कर रहे हैं। 
जो मनुष्य मांसाहारी हैं वे सारे हिसावादी नहीं हैं। मैं यह कैसे कह 
सकता हूं कि मांसाहारी मनुष्य अहिंसक नहीं होता ? एंड ज से बढ़- 
कर अहिंसक मनुष्य कहां मिलेगा। लेकिन वह भी तो पहले मांसा- 
हारी था। बाद में उसने मांसाहार छोड़ दिया | लेकिन जब मांसा- 
हारी था तब भी अहिसक तो था ही। छोड़ने पर भी । मैं जानता हूं कि 
कभी-कभी जब वह अपनी बहन के पास चला जाता था तब माँस खा 
लेता था । लेकिन उससे उसकी अहिंसा थोड़े ही कम हो जाती थी ? 
इसलिए यहाँ हमारी अहिंसा की व्याख्या परिम्ित है। हमारी अहिंसा 
मनुष्यों तक ही मर्यादित है । 

लेकिन मांसाहारी अहिसक भी बाज चीज तो छोड़ ही देता 
है। जंसे वह शिकार कभी नहीं करेगा। यानी जिनसे हिसा का 
विस्तार बढ़ता जाता है उन प्रवृत्तियों में वह कभी नहीं पड़ेगा । वह 
युद्ध में नहीं पड़ेगा । युद्ध के शस्त्रास्त्र बनाने के कारबान! में काम नहीं 
करेगा। उनके लिए नए-नए शस्त्रों की खोज नहीं करेगा। भतलब 
वह ऐसा कोई उद्योग नहीं करेगा, जो हिंसा पर आश्रित है और हिंसा 
को बढ़ाता है । 

काफी उद्योग ऐसे भी हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं लेकिन 
वे बिना हिंसा के चल नहीं सकते । जैसे खेती का उद्योग है। ऐसे 
उद्योग अहिसा में आ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें 
हिंसा की गुंजाइश नहीं है। अथवा वे बिता हिंसा के चल सकते हैं। 
लेकिन उनको बुनियाद हिंसा नहीं है। और वे हिंसा को बढ़ाते भी 
नहीं हैं। ऐसे उद्योगों में होने वाली हिसा हम घटा सकते हैं। ओर 
उसे अपरिहाये हिंसा को हृद तक ले जा सकते हैं। क्योंकि आश्चविर 
अहिंसा हमारे हृदय का धर्म है। हम यह नहीं कह सकते कि किसी 
उद्योग का अहसा से अनिवार्य सम्बन्ध है। वह तो हमारी भावना 
पर निर्भर है। हमारा हृदय अहिसक होगा तो हम अपने उद्योग में 
भी अहिसा लायेंगे। 

- अहिंसा केवल बाह्य वस्तु नहीं है। मान लीजिये एक मनुष्य 

है, काफी कमा लेता हैं और सुख से रहता है, किसी का कर्ज वर्गरह 
नहीं करता, लेकिन हमेशा दूसरों की इमारत और भिल्कियत पर 


१७७ 


दृष्टि रखता है, एक करोड़ के दस करोड़ करना चाहता है तो मैं उसे 
अहिंसक नहीं कहंंगा। ऐसा कोई धंधा नहीं जिसमें हिंसा हो ही नहीं । 
लेकिन चंद धन्धे ऐसे हैं जो हिता को बढ़ाते हैं अहिसक मनुष्य को 
उन्हें वज्यं समझना चाहिए | दूसरे अनेक धन्धों में यदि हिसा के लिए 
स्थान है तो अहिंसा के लिए भी है। हमारे दिल में अगर अहिंसा भरी 
हुई है तो हम अहिसक वृत्ति से उन धन्धों को करें। हम उन उद्योगों 
का दुरुपयोग करें यह बात दूसरी है। 

मेरे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। परन्तु मेरा ऐसा 
विश्वास है कि हिन्दुस्तान कभी सुखी रहा है। उस जमाने में लोग 
अपने-अपने धन्धे परोपकार बुद्धि से करते थे। उसमें से उदर निर्वाह 
तो ले लेते थे, लेकिन धन्धा समाज के हित का ही होता था। मेरा 
कुछ ऐसा ख्याल है कि जिन्होंने हिन्दुस्तान के गाँव का निर्माण किया, 
उन्होंने समाज का संगठन ही ऐसा किया जिसमें शोषण ओर हिंसा 
के लिए कम से कम स्थान रहे। उन्होंने मनुष्य के अधिकार का 
बिचार नहीं किया, उसके धर्म का बिचार किया। वह अपनी परम्परा 
और योग्यता के अनुसार समाज के हित का उद्योग करता था। उससमें 
से उसे रोटी भी मिल जाती थी यह दूसरी बात थी। लेकिन उसमें 
करोड़ों को चुसने की भावना नहीं थी । लाभ की भावना के बदले 
धर्म की भावना थी । वे अपने धर्म का आचरण करते थे रोटी तोयों 
ही चली आती थी | समाज की सेवा ही मुख्य चीज थी। उद्योग करने 
का उद्देश व्यक्तिगत मुनाफा नहीं था। समाज का संगठन ही ऐसा था। 
उदाहरणार्थ, गाँव में बढ़ की जरूरत होती थी। वह खेती के लिए 
ओजार तेयार करता था । लेकिन गाँव उसे पैसे नहीं देता था। देहाती 
समाज पर यह बन्धन लगा दिया था कि उसे अनाज दिया जाये। 
उसमें भी हिंसा काफी हो सकती थी। लेकिन सुव्यवस्थित समाज में 
उप्ते न्याय मिलता था । ओर किसी जमाने में समाज सुव्यवस्थित था 
ऐसा मैं मानता हूं । उस वक्‍त इन उपयोगों में हिंसा नहीं थी । 

'मेरे इस विश्वास के काफी सबूत हैं। अपने छुटपन में जब मैं 
काठियावाड़ के देहातों में जाता था तो लोगों में तेज था। उन्तके 
शरीर हट्टे-कट्टे थे। आज वे निस्तेज हो गये हैं। धर में दो बरतन 
भी नहीं रहे । इस पर से मुझको ऐसा लगता है कि किसी वक्‍त हमारा 


१७१ 


समाज सुव्यवस्थित था। उत वक्‍त उसका जीवन अहिसक था। अहि- 
सक जीवन के लिए आवश्यक सब उद्योग अच्छी तरह चलते थे। 
अहिसक जीवन के लिए जितने उद्योग अनिवायें हैं उनका अहिंसा से 
सीधा सम्बन्ध है ।' इसी में शरीर श्रम आ जाता है। मनुष्य अपने श्रम 
से थोड़ी सी ही बेती कर सकता है लेकिन अगर लाखों बीघे जमीन 
के दो चार हो मालिक हो जाते हैं तो बाकी के सब मजदूर हो जाते 
हैं यह वगेर हिसा के नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे कि वह 
मजदूर नहीं रक्खेंगे, यंत्रों से काम लेंगे, तो भी हिसा आ ही जाती है । 
जिसके पास एक लाख बीघा जमीन पड़ी है, उसे यह घमण्ड तो आ 
ही जाता है कि इतनी जमीन का मालिक हूं | धीरे-धीरे उसमें दूसरों 
पर सत्ता कायम करने की लालच आ जाती है । यंत्रों की मदद से बह 
दूर-दूर के लोगों को भी गुलाम बना लेता है। और उन्हें इसका पता 
भी नहीं होता कि ये गुलाम बन रहे हैं। गुलाम बनाने का ऐसा एक 
खूबसूरत तरीका इन लोगों ने ढूंढ लिया है । जैसे फोर्ड है। एक कार- 
खाना बनाकर बैठ गया है चन्द्र आदमी उसके यहाँ काम करते हैं । 
लोगों को प्रलोभन दिखाता है, विज्ञापन निकालता है। उसने हिसक 
प्रवृत्ति का ऐसा मोहक रास्ता निकाल लिया है कि हम उसमें जाकर 
फंस जाते हैं। और भस्म हो जाते हैं। हमें इन बातों का विचार करना 
है कि क्‍या हम उसमें फंस जाना चाहते हैं या उससे बचे रहना 
चाहते हैं। 

“अगर हम अपनी अहिंसा को अविच्छिन्न रखना चाहते हैं 
और सारे समाज को अहिसक बनाना चाहते हैं तो हमें उसका रास्ता 
खोजना होगा । मेरा तो यह दावा रहा है कि सत्य, अहिसा वर्ग रा जो 
यम हैं वे ऋषि मुनियों के लिये नहीं हैं। ५राने लोग मानते हैं कि 
मनु ने जो यम बतलाये हैं वे ऋषि-मुनियों के लिये हैं, व्यवहारी 
मनुष्यों के लिये नहीं हैं। मैंने यह विशेष दावा किया है कि 
अहिसा सामाजिक चीज है, केवल व्यक्तिगत चीज नहीं है। बह 
पिण्ड भी है और ब्रह्माण्ड भी। वह अपने ब्रह्माण्ड का बोझ अपने 
कन्धों पर लिये फिरता है । जो धर्म व्यक्षित के साथ खत्म हो जाता है 
वहू मेरे काम का नहीं है। मेरा यह दावा है कि सारा समाज अहिंसा 
का आचरण कर सकता है और आज भी कर रहा है। मैंने इसी 


१७२ 


विश्वास पर चलने की कोशिश को है और मैं मानता हूं कि मुझे उसमें 
निष्फलता नहीं मिली । 

मेरे लिये अहिसा समाज के प्राण के समान चीज है। वह 
सामाजिक धर्म है, व्यक्ति के साथ खतभ होने वाला नहीं है। पशु 
और मनुष्य में यही तो भेद है। पश्चू को ज्ञान नहीं है, मनुष्य को है। 
इसलिये अहिसा उसकी विशेषता है। वह समाज के लिये भी सुलभ 
होनी चाहिये । समाज उसी के बल पर टिका है। किसी समाज में 
उसका कम विकास हुआ है किसी में वेशी हुआ है। लेकिन उसके 
बिना समाज एक क्षण भो तहीं टिक सकता ।”” 

(सर्वोदिय, जुलाई १६४०) 

उक्त भाषण से गांधी जी की अहिंसा को रूपरेखा स्पष्ट हो 
जाती है। उनकी अहिंसा की व्याख्या मर्यादित थी। वह मनुष्यों तक 
ही उप्ते सोमित न रखते थे । मनुष्य समाज में बढ़ी हुई हिसा के निरा- 
करण के द्वारा अहिसक समाज की स्थापना करके विश्व में शान्ति 
स्थापित करना हो उनका उद्देश्य था । किन्तु इसका यह मतलब नहों 
है कि वे पशुओं की हिंसा के हामी थे, या उस ओर से बिल्कुल उदा- 
सीन थे । यहां इस संबंध में उनके जीवन की कुछ घटनाएं दे देना 
अप्रासंगिक न होगा। उनमे गांधी जो का दुष्टिकोण साफ हो जाता 
है। सबसे प्रथम मांसाहार को ही लेना उचित होगा। क्योंकि अपने 
उक्त भाषण में उन्होंने उसकी चर्चा की है जो श्रम पैदा करने 
वाली है। 


गांधी जी और मांसाहार 

गांधी जी का परिवार परम वेष्णव था । फिर गुजरात में जैन 
संप्रदाय का जोर था। अतः गांधो जी जन्म से तो निरामिषभोजों ही 
थे। किन्तु स्कूल के एक साथी की संगति से मांसाहार को पौष्टिक 
और शा +तदायक समझकर उन्होंने एक-दो बार उसको खाने को चेष्टा 
की किन्तु संस्कारवश ग्लानि होने से तथा माता-पिता के भय से खा 
नहीं सके । जब विलायत गये तब ता उनकी मां ने मांस न खाने की 
प्रतिज्ञा ही दिला दी । अतः विलायत में सित्रों के परेशान करने पर 
भी उन्होंने मांस खाना स्वीकार तहों किया और कष्ट उठाकर भो 
अन्नाहार पर ही दृढ़ रहे । फिर तो वे कट्टर शाकाहारी हो गये और 


शाकाहार का प्रचार करने लगे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में एक 
शाकाहारी भोजनालय चलाने के लिये उन्हें एक हजार पोण्ड अपने 
पास से भरना पड़ा था। खेर, यह तो पैसे पर ही बीती । 
किन्तु एक बार बा के बीमार हो जाने पर निरामिषाहार के 
पीछे जो खतरा उठाया वह उनकी दुढ़ता का परिचायक है। बात यह 
थी कि बा की दशा अत्यन्त कमजोर थी और अंग्रेज डाक्टर मांस का 
शोरवा देना आवश्यक समझता था। किन्तु गांधी जी इसके लिये 
वैयार न थे। आखिर डाक्टर ने कह दिया--आपका यह सिद्धान्त मेरे 
घर नहीं चल सकता। आपकी पत्नी जब तक मेरे यहां है तब तक मैं 
मांस अथवा जो कुछ देना मुनासिब समझूगा | जरूर दूंगा। अगर 
आपको यह मंजूर नहीं है तो आप अपनो पत्नो को यहाँ से ले जाइए । 
अपने ही घर में में इस तरह उन्हें नहीं मरने दे सकता ।” 
गांधो जो ने बा से पूछा तो वह बोलीं -'मैं मांस का शोरवा 
नहीं लूंगी । यह मनुष्य देह बार-बार नहीं मिलती | मैं मर जाऊँ तो 
परवाह नहीं पर अपनी देह को भ्रष्ट न होने दूंगी ।” 
रात का समय था, पानी बरसता था। बा का जीवन खतरे में 
था। मगर गांधी जो पत्नो को उठाकर चल ही दिए । डाक्टर उन पर 
ऋद्ध होता ही रह गया । फिनिक्ष्स पहुंचने के दो-तीन दिन बाद एऋ 
स्वामी जी गांधी जी के घर पघारे | उन्होंने भी मांसाहार की निर्दो- 
षता पर एक व्याख्यान झाड़ डाला और मभनुस्मृति के इलोक सुनागे । 
किन्तु पति-पत्नी अपने विश्वास पर दृढ़ रहे । 
गांधो जी को इस दृढ़ता ने ही उन्हें नर से नारायण बना 
दिया . वे जिस बात को अपनाते थे दृढ़ता के साथ अपनाते थे और 
कोई कितना ही उसके विरुद्ध कहे जब तक उन्हें जंच नहीं जाता था 
तब तक उसे छोड़ते नहीं थे। 
स्वयं अपने लिये उन्होंने निरामिष भोजन को हो उचित समझ- 
क्‌. स्वीकार किया और जीवन परय्यन्त कठोर सच्चाई के साथ उसे 
निवाहा | किन्तु एक अहिसक के लिये निरामिषाहारी होना वे आव- 
“इयक नहीं समझते थे ऐसा लगता है । एक बार उन्होंने स्व० श्री 
एन्डरूज के विषय में कहा था--'जो भनुष्य मांसाहारी हैं वे सारे 
हिसावादी नहीं हैं। मैं यह कैसे कह सकता हूं कि मांसाहारी मनुष्य 


१७४ 


अहिसक नहीं होता। एण्डरसन से बढ़कर अहिंसक मनुष्य कहाँ 
मिलेगा | लेकिन वह भी तो पहले मांसाहारी था। मांस छोड़ने पर 
भो मैं जानता हूं कि कभी-कभी जब वह अपनी बहन के पास चला 
जाता था या डाक्टर लोग आग्रह करते थे तो मांस खा लेता था। 
लेकिन इससे उसकी अहिंसा थोड़े ही कम हो जाती थी ।' 

गांधीजी के इस कथन को लेकर निरामिषाहारियों में काफी चर्चा 
चली थी । तब पैंने उनके अभिप्राय का स्पष्टीकरण करने के लिये गांधी 
जी को एक पत्र लिखा था। उसका उत्तर मुझे श्री किशो रीलाल मश्नु- 
वाला ने इस प्रकार लिखा था--'आपका पत्र पू७ बापूजी ने पढ़ा | सर्वो- 
दय का लेख उनके भाषण की रिपोर्ट है उनका लेख नहीं है। इस तरह 
वे कह सकते हैं कि वे उसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं। पशुहिसा हिसा 
ही है। और मांस हार में हिसा होती है। यह उन्होंने कई बार लिखा 
है। इसलिये वास्तव में गलतफहमी के लिये कोई स्थान नहीं है। 
सर्वोदिय के लेख में जिस संबंध्र में कहा गया है वहाँ मानव हिंसा और 
मानव व्यवहारों का सवाल है। निरामिषाहारी या छोटे जीवों की 
हिसा न करने वाला व5प्रकिति मानव हिसा से जुक्त रहता ही है ऐसी 
बात नही है। और दूसरी तरफ देखें तो मांसाहार करनेवालों में कई 
मानव व्यवहारों में शुद्ध अहिसा से बरतने वाले पाये जाते हैं । 

जब्र निरामिषाहार हमारे लिये सिर्फ जन्मप्राप्त आदत के 
विषय होता है तब उसकी घृणा यह अहिंसा के लक्षण की अपेक्षा 
आदत का ही परिणाम अधिक रूप में होता है। अदतन निरामिषा- 
हारी और आदतन मांसाहारी की मनोवृत्तियों में अपनी आदत के क्षेत्र 
के ब.हर कहाँ तक अहिसा थाई जाती है यह सवाल विचार करने 
योग्य है | संभव है कि आऑहहिसा के विकास के लिये निरामिषाहारी की 
भूमिका अधिक तैयार हो । पर यह प्रस्तुत नहीं है। 

यह पत्र पू० बापू को पढ़ाकर नहीं भेजा है। वे बहुत कार्यमग्न 
हैं। इसलिए उन्हें सत्र विचारों के लिये जिम्मेवार न समझा जावे। 
२-१ १-४१ . आपका 

वर्धा कि० घ० मशखझूवाला 

इस पत्र के उत्तर के प्रत्युत्तर में उन्होंने लिखा था -- 

'मांसाहार करने से अहिसा के एक बड़े क्षेत्र में अवश्य वह्‌ 
कम होतो है । मांसाहार न करने या छोड़ने से एक क्षेत्र बढ़ता है।” 


१७५ 


असल में गांधी जी ऐसे युग में पेदा हुए जब भारत साम्राज्य- 
वाद की चक्की में पीसा जा रहा था। दासता को बेड़ियां उसके मन 
वचन और कम पर पड़ी हुई थीं। अपने ही देश में जब भारतीयों की 
दुर्देशा थी तब विदेशों का तो कहना ही क्‍या है। शर्तंबन्द कुली प्रथा 
के अनुसार जो भारतीय दक्षिण अफ्रोका ले जाये जाते थे उनकी पशु 
से भी अधिक दुर्दशा महात्मा जो ने अपनो आँखों से देखी थो। अतः 
उन्होंने मानवीय क्षेत्र को ही अपने अहिसात्मक प्रयोगों के लिए चुना। 
यद्यपि स्वयं वे साँप तक को नहीं मारते थे । 

एक बार एक डाक्टर के पत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने 'यंग 
इडिया' में लिखा था--'मैं जिस नीति पर चलता हूं वह नीति बानर, 
घोड़ा और भेड़ हो नहीं, शेर, चीता और सांप बिच्छूु, सबसे नाता 
और सम्बन्ध रखने की मुझे न केवल इजाजत देती है, आज्ञा करती है, 
चाहे ये मेरे नातेदार मुझे अपना सम्बन्धी न समझे हों। जिन नीति 
के कठिन सिद्धान्तों को मैं स्वयं मानता हूं तथा जिनको मानना मैं हर 
व्यक्ति का कर्तव्य समझता हूं उनके अनुसार यह एकतरफा नातेदारी 
निवाहने का धर्म आवश्यक है ।' 

किन्तु साँप, बिच्छू ओर शेर चीते के साथ एकतरफा नातेदारी 
निबाहने का धर्म आवश्यक समझते हुए भी और उसे हर व्यक्ति का 
कतंव्य मानते हुए भी यदि कभी उपद्रवी पशुओं की ओर से कोई कठि- 
नाई पैदा की गई तो उन्होंने उनके वध का समर्थन किया। किन्तु 
उससे जब उन्हें हिंसा बढ़ती हुई प्रतीत हुई तो दूसरे लोगों को उन्होंने 
बसा करने की सलाह नह दी। 

एक बार अहमदाबाद में किसी सेठ ने कुछ कुत्तों को मरवा 
डाला था। गांधी जी ने उसके इस कार्य का समर्थन करते हुए लिखा 
था--'पगले कुत्तों का नाश करना तो छोटी हिसा है। जंगल में रहने 
वाले दया के सांगर मुनि पगले कुत्तों का नाश नहीं करते । उनके पास 
दूस री ही रामवाण दवा है। वे अपने कृपा कटाक्ष से कुत्तों के पःगल- 
पन का नाश कर देंगे। किन्तु वे गृहस्थाश्रमी शहराती सज्जन क्‍या 
करें, जिनके ऊपर शहर की रक्षा और बालकों की रक्षा का धर्म पड़ा 
हुआ है। और जिनमें मुनि के आदर्श गुण तो नहीं हैं, किन्तु कुत्तों को 
मारने की शक्ति है। अगर मारते हैं तो पाप करते हैं, नहीं मारते हैं 


१७६ 


तो महापाप करते हैं । वे कुत्तों को मरवाने का अल्प पाप करके उनकी 
अपेक्षा महत्‌ पाप से बचते हैं ।' 
आगे वे लिखते हैं-- 

“इस हिसामय जगत में अहिसारूपी तीखी तलवार की धार 
पर चलना सहज काम नहीं है।'*''*'इस धर्म के पालने में कितनी 
बार हिंसा को अहिसा के ताम से पहचानना पड़ता है।' 


बछ्डा वध' प्रकरण तो गांधी जी के जीवन की एक खास 
घटना है। आश्रम के एक अपंग बछड़े को अत्यन्त कष्ट में देखकर 
डाक्टर की सम्मति से उन्होंने इंजेक्शन देकर उसका अन्त करा दिया 
था। इस पर खूब बाबेला मचा था। हिन्दू तो इसलिए रुष्ट थे 
कि गांधी जी ने गोहत्या करा डाली । जैन धर्म में भी 'किसी दुःखी 
प्राणी को इसलिए मार डालना कि वह दुःख से छूट जायेगा सर्वथा 
अनुचित बतलाया है। क्योंकि जो पुनर्जन्म मानते हैं वे एक जीवन के 
अन्त के साथ ही दु:ख का अन्त कैसे मान सकते हैं ? सम्भव है दूसरा 
जीवन इससे भी दुःखपूर्ण हो। अतः दुःखी को विना मारे ही उसका 
दुःख हरते का शक्ति भर प्रयत्न करना हो उचित है, न कि उसकी 
जान ले लेना । यह प्रकरण बहुत दिनों तक चला और गांधी जी को 
काफी लिखना पड़ा । उनका समाधान का निष्कर्ष उनके ही शब्दों में 
इस प्रकार था-- 

स्वार्थ के वश होकर या क्रोध में किसी भी जीव को जो कष्ट 
दिया जाये या उसके अनिष्ट या प्राणहरण की इच्छा भी की जाये तो 
वह हिंसा है। निःस्पार्थ बुद्धि से, शान्त चित्त से, किसो भी जीव के 
भौतिक या आध्यात्मिक भलाई के लिए उसे जो दु ख दिया या उसका 
प्राणगहरण किया जाय वह शुद्ध अहिसा हो सक . है। प्रत्येक दृष्टान्त 
का विचार करके ही यह कहा जा सकता है कि ऐसे दु ख या प्राण- 
हरण कब अहिम्तक कहे जायेंगे ? अन्त में अहिसा की परीक्षा का 
आधार भावना पर रहता है ।' 

गांधी जो के इस निष्कर्ष से भी जनता का समाधान नहीं हुआ 
उनके पास लोगों ने उलझन भरे पत्र भेजना जारी रक्खा। कई सम- 
स्यायें, शीर्षक से उन्होंने कतिपय उलझनें और उनका जो समाधान 
दिया वह यहाँ दिया जाता है-- 


१७७ 

१. उल०--मेरा लड़का चार महीने का है वह जन्म के पन्द्रहवें दिन 
से बीमार पड़ा है। कितने हो डाक्टरों और वैद्यों की दवा करायी, 
जरा भी आंराम नहीं है। डाक्टर को तथा मुझे जान पड़ता है 
कि यह लड़का जियेगा नहीं । मैं बहुत बड़ा कुटुम्ब वाला हूं, दुःखी 
हूं, सिर पर कर्ज का बड़ा भार है मुझसे उस लड़के का दुःख नहीं 
देखा जाता | मैं क्‍या करूं ? 

समा०--करोड़ों डाक्टर उस बच्चे के जीने की आशा छोड़ दें तो भी 
उ.4 बालक के प्राण नहीं लिए जा सकते। क्योंकि उसकी सेवा 
करने की शक्ति न तो बाप खो बेठा है ओर न बालक ही ऐसी 
स्थिति में है कि उसकी सेवा न को जा सके । जबकि सेवा अशकक्‍य 
हो और उस प्राणहरण में अपना कोई स्वार्थ न हो, तभी प्राण- 
हरण किया जा सकता है। यहाँ सेवा शक्‍य है मुझे तो यहां आप 
का स्पष्ट धर्म जान पड़ता है लड़के की सेवा करते ही जाना । 

२. उल०--मैं गोशाला का मंत्री हूं । इसमें लगभग ५०० पशु हैं। वे 
बिल्कुल बेकार हैं खर्च अधिक पड़ता है साल में लगभग ३५० से 
४०० पश्‌ मौत के किनारे पहुंचे रहते हैं उनकी ठीक वही हालत 
है जैसा कि आपने वर्णन किया है, और अन्त में मर तो जाते ही 
हैं जब मैं क्या करूं ? 

समा ०--ऊपर के पत्र से यह स्पष्ट है कि खर्च का अधिक होना अहिंसा 
की दृष्टि से प्राण हरण का कारण कभी नहीं हो सकता और 
अगर रोज एक पक्षू आश्रम के बछड़े के समान बुरी स्थिति में 
रहता है तो गोशाला बन्द कर देनी चाहिए | आदि। 

३. उल०--हमारे गाँव के नजदीक ढोरों का चरागाह है। उसमें पांच 
सात हजार हरिण हैं वे हमारी कपास के अंकुर खा जाते हैं। हम 
बहुत हैरान हैं, ठाकरा लोगों को रक्‍्खें तो वे इन्हें मार सकते हैं 
मगर वे तो इनका मांस भी खाते हैं। हमारे जैसे लोगों को आप 
क्या सलाह देते हैं। इसके अलावा खापरडा (एक कीड़ा) हमारे 
बीज और अनाज खा जाते हैं। खेत में अगर भाग जलावें तो 
उसमें ये आ पड़ते हैं। यों हमारे अनाज की रक्षा होतो हो तो 
हमें आग जलानी चाहिए या नहीं ? 

समा०--यह प्रश्न ऊपर के दो प्रश्नों से भिन्‍न जाति का है। यह प्रइन 


१७५ 

बेन्दर वाले' प्रश्न के सम्बन्ध में है, बछड़े के सम्बन्ध में नहीं । 
हिंसा के मार्ग में किसी का भी नेतृत्व करने में में असमर्थ हूं । 
यह कोई तीसरा आदमसो नहीं बतला सकता कि किस हृद तक 
किसी को हिसा करना चाहिये । किन्तु सभी को अपनी-अपनी 
शक्ति के अनुसार अपना रास्ता ढूंढ़ना चाहिये । सामान्य रीति से 
यों कहा जा सकता है कि बन्दर को मारना मैं शायद अनिवायय 
मानूं तो इससे दूसरों को भी हरिण को मारने के लिये तैयार 
होना, न्याय बुद्धि नहीं, किन्तु अज्ञानमय अनुकरण है| फिर बंदर 
को मारने का निर्णय में कर ही नहीं सका हूं। और यह भो 
नहीं देखता हूं कि मैं इस निर्णय पर जल्दी आ सकूंगा। ऐसे निर्णय 
से जहां तक दूर रहा जा सके रहने का मेरा प्रयत्त आज है और 
हमेशा रहेगा । इसके अलावा हरिण को दूर रखने के कई उपाय 
मिल सकते हैं, जो बन्दर के समान बहुत मुसीबत से हाथ में आ 
सकने वाली जाति के सम्बन्ध में अशक्य हो पड़ते हैं। यह तो 
हर एक किसान क्षण-क्षण में अनुभव करता है कि खेती के ।लए 
छोटे-छोटे कीड़ों का नाश अनिवाये है। इससे आगे आकर इस 
वस्तु को ले जाना मेरी शक्ति से बाहर है। हिसा करने से जिस 
अंश तक बचना सम्भव हो उस अंश तक बचन। सबका धर्म है-- 
यह अवश्य कहा जा सकता है। 

गांधी जी के समाधान का अन्तिम वाक्‍्य--'हिसा करने से जिस 


अंश तक बचना शक्‍्य हो उस अंश तक बचना सबका धर्म है।' सब 
समस्याओं और उलझनों का समुचित समाधान है। तथा हिसा और 
अहिंसा की परीक्षा का आधार मनुष्य की भावना है। किन्तु वह भावना 
ज्ञानमूलक होनी चाहिये । यही जेनधर्म का भी कहना है और इसी के 
आधार पर जैन मुनियों ने सर्वंसाधारण में अहिंसा का प्रचार करके 
हिंसकों को भी अहिसा का पाठ पढ़ाया था। गांधी जी ने भी अपने 
जीवन में यही किया । अहिंसा पर उनकी श्रद्धा किसी जैन मुनि से 
कम नहीं थी। वे बोलते ओर लिखते भी उसा टोन में थे । किन्तु ऐसी 


मम जि अल कदल किक अमल अप आम जज जिल कल लक पट वरमिक अप पवन 4 «तक 
१. बन्दरों ने आश्रम के फल झाड़ और शाक भाजी को नष्ट करना शुरू कर 


दिया था उस समय गांधी जी ने इस उपद्रव से बचने का उपाय पाठकों 
से पूछा था। 


१७९ 


बातें भी कह जाते थे जिनका मेल उनकी श्रद्धा के साथ नहीं बैठता 
था । एक बार अल्मोड़ा से एक संन्‍्यासी ने उन्हें लिखा--- 

गत १५ अप्रेल के यंग इण्डिया में किसी पत्र प्रेषक को उत्तर 
देते हुये आपने लिखा है कि यदि साँप भी आप पर आक्रमण करे तो 
आप उसे मारने की इच्छा न करेंगे मेरे ख्याल से यह अनुचित 
होगा । क्योंकि एक तो इस तरह आप मानो स्वयं आत्मधात करेंगे, 
और दूसरे उस विषले जन्तु को बसे ही छोड़कर आप दूसरे लोगों को 
हानि पहुंचाने में कारण होंगे। दूसरा उदाहरण लोजिये- किसी 
ग्ृहस्थ के घर में साँप निकलता है वह उसे मारता नहीं, बल्कि अपने 
घर से बाहर छोड़ देता है। फलत: वह साँप निश्चय ही दूसरे किसी 
के घर में घुसकर उसमें रहने वालों को हानि पहुंचावेगा। और 
निश्चय ही इसकी जिम्मेवारी उसी शख्स के सिर पर होगी, जिसने 
दया की मिथ्या कल्पना के कारण ऐसे भयंकर जन्तु को जिन्दा छोड़ 
दिया । ओर भी कितने ही जानवर पशु और जस्तु हैं जो मनुष्य को 
हानि पहुंचाते हैं या बीमारियाँ फैलाते हैं। सचमुच यदि ऐसे प्राणियों 
के नाश को हिसा कहा जाये तो वह उस्त हिसा से कम होगी जो इनके 
जिन्दा रहने से होती है। खेर, मान लिया जाये कि यदि आदमी 
अपनी जान बचाने के लिये ख्याल से ऐसे भयंकर जानवरों को मारे 
तो वह हिंसा कही जाय । परन्तु यदि अनेकों कीमती प्राणों को बचाने 
के लिये मारा जाय हो वह कदापि हिसा नहों कही जानी चाहिये। 
आखिर प्रत्येक कार्ये करा निर्णय उद्देश्य को देखकर होता हैं। जब वही 
उच्च तथा शुद्ध हो तब वह नाश या हिंसा नहीं कर्तव्य का रूप धारण 
कर लेता है। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रइन का उत्तर “यंग इण्डिया 
में दें तो बड़ा अच्छा हो ।' 
इसका उन्होंने निम्त उत्तर दिया-- 

'संन्यासी का प्रश्न सनातन है। इसमें शक नहीं कि वह बड़ा 
जोरदार भी है। अगर उसमें यह शक्ति न होती तो प्राचीनकाल से 
जो हत्या चली आ रही है वह जारो नहीं रहती। बहुत कम लोग 
दुष्टतापूर्वक निष्ठुरता का काम करते हैं। इतिहास में वणित घोर से 

घोर और निर्धण अपराध या तो धर्म या इसो प्रकार के अन्य उदात्त 
ध्येय की ओट में किये गये हैं। पर मेरे ख्याल से तो उस हत्या से 


१८० 

हँमारी दशा जरा भी नहीं सुधरो है। फिर भले "ही वह हत्या धर्म 
जसे सर्वोच्च आदर्श के नाम पर हुई हो। बेशक, किसी न किसी 
प्राणी की किसी न किसी रूप में हिसा तो अनिवार्य है। जीव जीवों 
पर जी। हैं। इसलिए ओर महज इसोलिये बड़े-बडे दृष्टाओं ने 
उस स्थिति को मोक्ष कहा है जिसमें जीवन शरीर से युक्त हो, उस 
शरीर से, जिसका पालन संवर्धन करने के लिए हत्या या हिसा अनि- 
वाये है। और मनुष्य के लिये इसी शरीर में रहते हुए उस पद की 
आशा करना असम्भव भा नहीं, यदि वह हिसा की मात्रा घटाकर कम 
से कम कर दे, जैसा कि वह निरामिषाहारी होकर कर सकता है वह 
जिनना ही जा।बूझ कर तथा बुद्धिपूर्वक अपने आपको ऐसी हिंसा से 
दूर रक्खेगा जिसमें अपने निर्वाह के लिये दूसरे प्राणियों की हत्या 
होतो है उतना ही वह सत्य और परमात्मा के अधिक नजदोक होगा । 
संभव है मनुष्य जाति ऐसा जीवन शायद पसन्द करेगी जिसमें कुछ 
भी आकर्षण न दिखाई दे । परन्तु इससे मेरे कथन को सत्यता को 
बाधा नहीं पहुंचती । वे लोग, जो कि पूर्णतः: ऐसा निस्वार्थ जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं और प्राणिमात्र के प्रति कहणामय व्यवहार करते हैं 
हमें परमात्मा का माहात्म्य समझने में सहायता देते हैं। वे मनुष्य 
जाति को ऊंचा उठाते हैं और उसके आदर्शपथ को आलोकित करते हैं ॥ 
उस जीवन को नष्ट करने का हमें कोई अधिकार "नहीं, जिसके बनाने 
की शक्ति हममें न हो । 

मुझे यह दलील नास्तिक सी प्रतीत होती है कि परमात्मा ने 
कुछ प्राणियों को इसलिये बनाया कि वे मनुष्य के द्वारा मारे जायें । 
जिन्हें मनुष्य महज आनन्द के लिये या अपने शरीर पोषण के लिये 
मारता रहे जो कि निश्चय ही किसी क्षण नष्ट होने को है। हमें पता 
नहों कि प्रकृति के दरबार में उन भयंकर समझे जाने वाले प्राणियों 
का क्‍या स्थान कहा है ? पर हिंसा द्वारा प्रकृति के कानूनों को हम 
कभो न समझ पायेंगे ऐसे पुरुषों के वर्णन हमारे पास मोजूद हैं 
जिनकी दया मनुष्य को व्याप्त कर उसे लांघ गई थी ओर जो भयंकर 
हिल पशुओं के बोच रहते थे | समस्त जीवनसृष्टि में कोई ऐसा 
आन्तरिक सम्बन्ध जरूर है कि जिसके कारण शेर, सिह, बाघ और 
सांपों ने उन मनुष्यों को कोई उपद्रव नहीं पहुंचाया जो निर्भय होकर 
उन पश्षझ्नों के मित्र बनकर उनके पास गये थे । 


१८१ 


'यह दलील सदोष है कि यदि में किसी विषेले सांप को नहां 
मारूंगा तो वह जरूर ही अनेकों आदमियों ओर स्त्रियों की जान का 
ग्राहक होगा । यह मेरे कतेव्य का अंग नहीं है कि में तमाम विषेले 
जन्तुओं को ढूंढ़ ढूंढ कर मारता फिरूं । और न मुझे यह मान लेने की 
जरूरत है कि मुझे |सलनेवाले विषेले सांप को यदि में नहीं मार 
डालूंगा तो वह किसी राहुगीर को जरूर ही डस लेगा। उस सांप 
और मेरे पड़ोसी के बीच मुझे न्‍्यायकर्ता नहीं बन जाना चाहिए | यदि 
में अपने पड़ौसियों के साथ वैसा हो सलूक करूं कि जैसे सलूक की 
आशा में उनसे करता हूं, यदि में उनको किसी ऐसे बड़े खतरे में नहों 
डालता जिसमें कि में हूं, और यदि मे उन्हें नुकसान पहुंचा कर अपना 
भला नहीं कर रहा हूं तो में समझूंगा कि मैंने अपने पड़ोसियों के प्रति 
अपना कतेंव्य पुरा कर लिया इसलिए जैसा कि अक्सर किया जाता 
है में उस सांप को अपने पड़ौसो के अहाते में नहों छोड़ गा । अधिक से 
अधिक में यह कर सकता हूं कि साँप को जितना एक तरफ छोड़ा जा 
सके उतना छोड़कर में अपने पड़ौसियों को इस बात की सूचना कर 
दूं। में जानता हूं इससे मेरे पड़ासियों को न तो कोई आराम मिलेगा 
और न रक्षा ही ) पर हम तो मृत्यु के मुख में खड़े रहकर सत्य की 
राह ढूंढ रहे हैं। शायद हमारे जीवन में कदम-कदम पर जान का 
खतरा है। क्योंकि इस खतरे का ज्ञान होने पर तथा हमारे जोवन की 
अनित्यता का ख्याल होते हुए भी समस्त जीवों के स्रोत उस मूल- 
भावना के प्रति हमारी उदासीनता आश्चयेंजनक है। हमारे अहंकार 
में वह कुछ ही कम है।' 


“इस उत्तर से भुझे सन्‍्तोष नहीं है, जो में संन्‍्यासी को दे रहा 
हूं । उनके पत्र को जो कि हिन्दो में लिखा हुआ है, मुझे ज्ञात होता है 
कि वे स्वयं सत्य की खोज में हैं। इसोलिये मुझे उनके प्रदन का उत्तर 
इस तरह प्रकाइयरूप से देना पड़ रहा है। स्वयं मेरी दशा तो बड़ो 
दयनीय है, प्राणीमात्र की किसी भी रूप में हिसा देखकर भेरी बद्धि 
तो बलवा कर देती है। पर मेरा हृदय अभो इतना मजबूत नहीं हो 
पाया जिससे में उन प्राणियों को अपना मित्र बना लं जिन्हें अनुभव ने . 
हिल साबित किया है। इसीलिए प्रत्यक्ष अनुभव से पेंदा होनेवाले 
विश्वास का नि्नन्त माप मेरे पास नहीं है। यह हालत तब तक बरा- 


१८२ 


बर बनी रहेगी जब तक कि में सांप बाघ आदि प्राणियों से डरने 
योग्य कायर बना रहूंगा ।* 

गांधी जी का उक्त उत्तर एक सच्चे अहिसक के अनुरूप ही 
है। इसमें संदेह नहीं कि अहिसक जीवन बिताना तलवार की पैनीधार 
पर चलना है। किन्तु हम लोग इसी भय से उस पर चलने का अभ्यास 
न करके उक्त प्रकार की बाधाएं खड़ी करके ही उनसे छुट्टी पा लेते 
हैं। यदि अभ्यास किया जाये तो बहुत से प्रइन स्वयं हल हो जाएं । 


एक बार गाँघी जी ने अहिसा के विषय में जन साधारण की 
मनोवृत्ति का चित्रण करते हुये लिखा था-- 

“अहिंसा की चर्चा शुरू हुई नहों कि कितने नोग बाघ, भेड़िया, 
साँप, बिच्छू, खटमल, जूं, कुत्ता आदि को मारने न मारने अथवा 
आलू वेंगन आदि को खाने न खाने की ही बात छेड़ते हैं । 

“जान पड़ता है कि इस फेर में पड़कर कि मनुष्येतर प्राणियों 
को मारना चाहिये या नहों हम अपने सामने पड़े हुये रोज के धर्म को 
भूल जाते हुये से लगते हैं। सर्पादि मारने के प्रसंग सबको नहीं पड़ते 
हैं। उन्हें न मारने योग्य दया या हिम्मत हमने नहीं पेदा की है अपने 
में रहनेवाले क्रोधादि सर्पों को हमने दया से प्रेम से नहीं जीता है । 
मगर तो भी हम सर्पादि की हिसा की बात छेड़कर उभय भ्रष्ट होते 
हैं। क्रोधादि को तो जोतते नहीं और सर्पादि को न मारने की शक्ति 
से वंचित रहकर आत्मवंचना करते हैं। अहिसा धर्म का पालन करने 
की इच्छा रखने वालों को सांप आदि को भूल जाने की जरूरत है। 
उन्हें मारने से हाल में न छूट सके तो इसका दु.ख न मानते हुए, सार्ष- 
भोम प्रेम पैदा करते की पहलो सोढ़ी के रूप में मनुष्यों को क्रोध 
इेंषादि को सहन कर उन्हें जीतने का प्रयत्न करें । 


गांधी जी के उक्त उत्तर बड़े ही माभिक हैं। उनमें उनकी 
अहिसा के प्रति ज्वलन्त श्रद्धा व्यक्त होने के साथ ही साथ मनुष्यों की 
उस मनोवृत्ति का भी परिचय मिलता है जिसके कारण वे अहिसा को 
व्यवहार में लाने के बजाय उसे ऐसे-ऐसे प्रश्न उठाकर उसे टाल देने 
की ही चेष्टा करते हैं । हिसक जन्तुओं से प्रतिदिन सबका वास्ता नहीं 
पड़ता । जीवन में ऐसे प्रसंग क्वचित्‌ ही आते हैं। और जब आते हैं 
तो अच्छे-अच्छे शिकारियों की भी कभो-कभी सिट्टी भूल जाती है। 


श्ष्रे 


भय का भूत एकदम सवार हो जाता है और सबको अपने बचाव की 
फिक्र पड़ जाती है, फिर भी जब वर्चा छिड़ती है तो सब उन्हें मार 
डालने की ही बात करते हैं। यथार्थ में यदि मनुष्य निर्भय न हो तो 
वह शस्त्र लेकर भी कुछ नहीं कर सकता । सशस्त्र प्रतिरोध के लिये 
भी निर्भय होने की आवश्यकता है। और यदि मनुष्यों में निर्भवता 
आ जाये तो वे इस तरह का बातूनी जमा खर्च करना भी छोड़ दें। 
यह ठीक है कि मनुष्य के सामने जीवनरक्षा का प्रश्न मुख्य है। ओर 
उसके लिये वह दो मार्ग अपनाता आया है--अपने से कमजोरों को 
मारना-पीटना सताना और अपने से बलवानों के डर से भागकर 
अपनी जान बचाना । जितको वह सता सकता है, मार सकता है उन्हें 
मारने और सताने से नहीं चूकता। और जिनसे वह भय खाता है, 
उनका सामना करते हुये भी उसकी नानी मरती है।इस तरह वह 
डबल हिंसा करता है--एक जगह अत्याचारी बनकर और दूसरी जगह 
कायर बनकर। ऐसे मनुष्यों को यदि अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है 
तो वे अपनी इस कमी को दूर करने के बजाये अहिसा की ओट में उसे 
छिपाने की चेष्टा करते हैं और उसका दोष अहिंपा के मत्थे मढ़ते हैं। 
इसका एक उदाहरण नोचे दिया जाता है-- 
एक बार एक सज्जन ने गांधो जी को लिखा-- 

बह यह बात भानते हैं कि जहां तक सरकार से सम्बन्ध है 
अपने कामों में हमारे लिये अहिंसा का पालन समयानुकूल है। परन तु 
क्या हम अपने उन शभ्रान्त और नि८्ठर भाइयों से भी उसी अहिंसा का 
व्यवहार करें जो शान्‍्त कांग्रेस कर्ताओं को भी मारना पीटना उन पर 
थूकना और मैला फेंकना शुरू करते हैं? आपको यह भी बतलां दूं कि 
कांग्रेस के प्रेमी बहुत हैं और ये भाड़े के गूंड अंगुलियों पर गिनने लायक 
हैं। और यदि हम जोर जन्न से काम लें तो बात को बात में यह गुंडे- 
शाही बिलकुल बन्द कर दे सकते हैं। परन्तु हम लोग एक ऐसी संस्था 
के सदस्य हैं जिसका मूल सिद्धान्त है अहिसा । उनका यह चिढ़ाना 
दिन पर दिन बढ़ता हो जाता है ओर कांग्रेस वालों के लिए शायद 
किसी दिन अपने नौजवानों को हिसा के मार्ग से रोकना असंभव हो 
जायेगा । इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि व्यक्तिगतरूप से अपना 
बचाव करता क्‍या अहिंसा तत्त्व के विरुद्ध है? और फिर किन जझ्र्तों 
पर यह संभव है ?' 


श्चड 


गांधी जी ने इसका उत्तर देते हुए लिखा-- 


जो मन में अहिंसक नहीं रह सकते हैं उन्हें पत्र लेखक को 
बतलाई हुई स्थिति में भी अहिसक बने रहने के लिए कोई बाध्य नहीं 
कर सकता । अहिंसा कांग्रेस का मन्तव्य है सही परन्तु आज अहिसक 
बने रहने के लिए किसी को कांग्रेस के मन्तव्य की परवाह नहीं है। 
हर कांग्रेसवादी जो अहिसक है वह इसलिए अहिंसक है कि वह दूसरा 
हो नहीं सकता । इसलिए मेरी जोरदार सलाह है कि किसी कांग्रेस- 
वादी को मेरे पास अथवा किसी दूसरे कांग्रेसवादी के पास, अहिंसा 
के प्रशन पर सलाह लेने की जरूरत नहीं है। सब किसी को अपनी ही 
जिम्मेवारी पर काम करना होगा। मेंने प्रायः देखा है कि उन्हीं नि्बंल 
मनुष्यों ने, जो अपनी कायरता के कारण, अपनी व अआश्रितों की इज्जत 
की रक्षा नहीं कर सके हैं, काँग्रेस के मन्‍्तव्य की वा मेरी सलाह की 
आड़ ली है। मैं यहाँ वेतिया के निकट की एक घटना याद करता हूं । 
उस समय असहयोग जोर पर था । कुछ गांव वाले लूटे गये थे। लुटेरों 
के हाथ में अपनी पत्नियों ओर बच्चों और घर का समान छोड़कर वे 
भाग गये। अपना भार छोड़कर इस तरह भाग जाने की कायरता के 
लिये जब मैंने उनकी भत्सना की तो उन्होंने निर्लेज्जता से अहिंसा की 
दुहाई दी। मैंने सार्वजनिक रूप से उनके इस व्यवहार की निन्‍दा की 
ओर कहा कि मेरी अहिसा के अनुसार उनकी हिसा भी जायज है जो 
अहिंसा की वृत्ति नहीं रख सकते हों ओर जिनकी रक्षा में स्त्रियां और 
बच्चे हों । कायरता को छिपाने की आड़ अहिसा नहीं है, बल्कि वीरों 
का यह सबसे बड़ा गुण है। अहिंसा के पालन में तलवार चलाने से 
कहीं अधिक वीरता की जरूरत है। कायरता और बहिसा का कुछ 
मेल है ही नहीं । तलवार को छोड़कर अहिसा ग्रहण करना संभव है, 
कभी-कभी सहज भी है। इसलिए अहिंसा में यह बात पहले से मान 
ली जाती है कि उसे मानने वाले में चोट करने की ताकत भी होगी 
ही। बदला लेने की प्रवृत्ति पर जान बूझ्नकर लगाया हुआ यह लगाम 
है। परन्तु निष्क्रिय होकर औरतों के ऐसे असहाय बन कर आत्म- 
समपंण करने से तो बदला लेना ही कहीं अच्छा है किन्तु क्षमा उससे 
बड़ी चोज है। बदला लेना भी कमजोरी है। बदला लेने की इच्छा 
इस भय से उत्पन्न होती है कि शायद कोई हानि वास्तविक या काल्प- 


श्र 


निक हो । जब कुत्ता शरता है तभी भूंकताया काठता है। उस 
आदमी को, जिसे संसार में किसी से भी भय नहीं है, उस आदमी 
पर क्रोध करना भी एक बबाल ही मालूम होगा जो उसे हानि 
पहुंचाने को विफल चेष्टा कर रहा हो । छोटे लड़के सूर्य पर धूल 
फेंकते हैं परन्तु वह तो उनसे बदला नहीं लेता । इससे उनकी अपनी 
ही हानि होती है ।” 

गांधी जी के लेखों ओर भाषणों से जो उद्धरण ऊपर दिये गए 
हैं उनसे उनका अहिंसा विषयक दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। उनकी 
अहिंसा विषयक विवेचना कोई नई वस्तु नहीं है किन्तु अपने पूर्वज 
महावीर, बुद्ध वर्ग रह की अहिसा विषयक भावना का ही सामयग्रिक 
विवेचन है। हां, उनके प्रयोग का ढंग और क्षेत्र अवश्य निराला है। 
यथ थे में मानव के जीवन व्यवहार में अहिसा का अवतरण हुए बिना 
विश्व में शान्ति हो नहीं सकती, क्योंकि अहिसक मानव गांधी जी के 
शब्दों में--प्रेम में मगन रहता है। किसी को अपना दुश्मन नहीं 
मानता । इससे वह निडर होकर जंगलों और गाँवों में सेर करता है । 
भयानक जानवरों तथा ऐसे जानवरों जैसे मनुष्यों से भी नहीं डरता, 
उसकी आत्मा को न तो साँप काट सकता है और न पापी का खंजर 
ही छेद सकता है। शरोर की तो वह चिन्ता ही नहीं करता क्योंकि 
वह तो काया को कांच की बोतल समझता है। वह जानता है कि एक 
न एक दिन तो वह फूटनेवाली है। इसलिये वह उसकी रक्षा के लिये 
संसार को पीड़ित नहीं करता। 

यदि प्रत्येक मानव मानव से, राष्ट्र राष्ट्र से और समाज समाज 
से इतना निद्वन्द हो जाए कि उसके बीच में विचरते हुए उसे कोई भय 
या दांका न हो ओर वह अपने छारोर के रक्षा के निमित्त से दूसरे 
मानवों, राष्ट्रों या समाजों को पीड़ित करना छोड़ दे तो आज के 
विदव की समस्या सरल हो सकती है। 


तान्य: पन्‍्या -- दूसरा कोई मार्ग नहीं है । 


2 


न्यायसति श्री मांगीलाल जेल, न्यायाधीद्ा दिल्‍ली उच्च- 
न्यायालय के मौलिक विचार 


राजक्ृष्ण जैन चेरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्‍ली द्वारा आयोजित 
स्व० श्री राजकृष्ण जेन स्मृति व्याख्यानमाला के अन्तर्गत इस वर्ष 
पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री के दो भाषण भारतीय धर्म और अहिसा' 
पर हुए थे। इन से पहले दिन के व्याख्यान के समय मैं भी समारोह 
की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित था| मैंने उस दिन का 
व्याख्यात सुना था और दूसरे दिन का पढ़ लिया है। 

पं० कंलाशचन्द्र जी भारतवर्ष के उन अल्पसंख्यक मनीषियों 
की श्यृंखला में से हैं जिनका जीवन भारतीय संस्क्ृति और चिंतन से 
गहन अध्ययन में ही समपित है। उनके द्वारा अहिसा के सिद्धांतों पर 
जो प्रकाश इन भाषणों में डाला गया है वह उनको विद्वत्ता का स्वयं 
ही परिचय प्रस्तुत करता है। 

अहिसा मात्र एक वेयक्तिक जीवन-दशेन हो नहीं है परन्तु मुझे 
तो यह लगता है कि यदि हमारे तीर्थंकरों ने इसे दुढ़ता से प्रतिपादित 
व प्रतिष्ठित न किया होता तो सृष्टि व संस्कृति कभी को संहार के 
कारण समाप्तप्रायः हो गई होती और केवल कुछ महादानव ही इस 
पृथ्वी पर मानवता के विनाश के साक्षो बचते | जेन चिन्तकों और 
साधकों ने जिस प्रकार इस धर्म को व्यावहारिकता के साँचे में ढाला 
वह अपने आय में एक महान्‌ प्रयास था। आज जो पर्यावरण को 
बचाने की ओर समस्त विश्व में अथक प्रयत्न हो रहे हैं उसे भविष्य- 
दर्शी जेन ऋषियों ने असंख्य वर्षों पूर्व देख लिया था ओर सारी सृष्टि 
में प्राणों की प्रतिष्ठा करके उस्ते मनुष्य के द्वारा किये जाने वाले 
विनाश से बचाने में महान्‌ योगदान किया था। कृतधघ्न लोग तो 
स्वीकार करेंगे नहीं, अन्यथा हम सब को अपने जीवन-रक्षण के लिए 
इन्हीं महापुरुषों का अनुगृहीत ही नहीं होना चाहिए अपितु उनके द्वारा 
किए गये मार्ग-दर्शन का अनुसरण करना चाहिए। 

मैं लगभग ४० वर्षो से न्‍्याय-पालिका के विभिन्‍न गुणस्थानों 
से होकर निकला हूं और सामाजिक दण्ड-व्यवस्था को अहिसा का ही 


श्८७ 


एक आयाम मानता आया हूं । कुछ जैन जो भारतीयों में राष्ट्र-सेवा- 
रत हैं उन्हें शत्रु-संहार को शिक्षा ही ग्रहण नहीं करनी होती, किन्तु 
समय आते पर भीषण संहार भी करना पड़ता है। वे प्रश्न करते हैं 
कि क्‍या वे अहिसक रहकर यह सब कर सकते हैं। बास्तव में जो 
अहिसा धर्म में गहन तत्त्व को जानते हैं उनका उत्तर होगा कि शत्रु- 
संहार और अहिंसा में कोई विरोध नहीं है। अहिसा का ध्येय जीवन- 
रक्षण है ओर यह एक ऐसा यज्ञ है जिसमें अपने जीवन की और 
शत्रुओं के जीवन की आहुति देकर भी गृहस्थ अहिंसा धर्म का ही 
पालन करता है। यह विषय गंभीर है और मैं अल्पश्चुत और विद्वानों 
का परिहासधाम हूं। मैं तो जेन मुनियों व विवेचकों द्वारा प्रतिपादित 
मार्ग पर विश्वास रखता हूं; इसलिए पण्डित जी द्वारा की गई 
व्याख्याओं से आनन्दित हुआ हूं । सम्यक्‌ शान और सम्यक्‌ व्यवहार 
की इच्छा रखने वालों को इन व्याख्यानों को पढ़ने के लिए अनु- 
मोदित करता हूं। आशा करता हूं कि इस व्याख्यानमाला में ऐसे 
गवेषणापूर्ण भाषणों की परम्परा बनी रहेगी । 


नई दिल्‍ली । मांगीलाल जन 
ता० २५-८-८३ जज, उच्च न्यायालय 


पं० कैलाशचन्द्र जेन सिद्धान्त शास्त्री, वाराणसी 


जन्म ; नटहौर, उत्तर प्रदेश १६०३, मातृभाषा : हिन्दी, 
अन्य भाषाएं : संस्कृत, प्राकृत, अपकश्रंश । 

जैन दर्शन के प्रतिष्टित विद्वान, प्रवक्‍ता, लेखक | जैन और 
जेनेतर समाज में बहुश्रुत हैं। काशी में शिक्षा-दीक्षा पाए पण्डित जी 
ने अध्ययन-अध्यापन की आंधी सदी में न केवल अपनी भारतव्यापी 
सहस्नाधिक शिष्य मण्डली के माध्यम से जैन-धर्म की ज्योति को प्रज्व- 
लिंत रखने में योगदान किया, अपितु भाषण-कला एवं विचारपूर्ण 
निष्पक्ष लेखनी से विद्वत्समाज की प्रतिष्ठा को भी बनाए रखा । 


ज्ञान का आदान-प्रदान पंडित जी के जीवन का अंग जैसा बन 
गया है। ये वाराणसी के स्थादवाद महाविद्यालय के माध्यम से छात्रों 
को, यतस्तत: भ्रमण कर प्रवचन द्वारा जन साधारण को ओर ग्रन्थ- 
निर्माण एवं सम्पादन से प्रबुद्धवर्गं को ज्ञान बाँटते रहे हैं । पंडित जी 
की यह प्रवृति सन्‌ १९२३ से अविच्छिन्न रूप से चालू है। 


सामाजिक गतिविधियों में पंडित जी का पूर्ण योगदान रहता 
है। १६४७ तथा १६५६ में विद्वत्परिषद के अध्यक्ष, अब संरक्षक, 
१६६३ में श्री देवकुमार प्राच्य विद्या शोध संस्थान द्वारा सम्मानित, 
सिद्धान्ताचार्य उपाधि से विभूषित । भारतीय ज्ञानपीठ की परामर्श 
समिति के सदस्य, मूर्तिदेवी जैन ग्रम्थमाला एवं जोवराज जैन ग्रंथ- 
माला शोलापुर, जेन-संघ के प्रमुख साप्ताहिक जैन संदेश के सफल. 
सम्पादक | 

पंडित जी सफल पत्रकार, टीकाकार और मौलिक ग्रन्थ निर्माता 
हैं। प्राभृत, संग्रह, भगवती आराधना, न्यायकुमुद चन्द्रोदय, सागार- 
धर्मामृत अनगरार धर्मामृत, उपासकाचार, तथा जीवकाण्ड आदि को 
प्रस्तावनाएं व टीकाएं तथा जेनधर्म, जैन न्याय, जैन साहित्य का इति 
हास २-२ भाग जंसी अन्य अनेक मूल रचनाएं पंडितजी के गवेषणात्मक 


श्द्दर 


अध्ययन को अभिव्यक्त करती हैं। 'जैनधर्म' कृति उत्तर-प्रदेश सरकार 
से पुरस्कृत है। 


सुन्दर व्यक्तित्व ने पंडितजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व को चार 
चांद लगाए हैं। वाणी की मिठास, हृदय में गहराई तक विदलेषणा- 
त्मक तत्वज्ञान के अमृत को बरसाती है। और ग्राहक भाव-विभोर हो 
झूम उठता है। आप जिनवाणी को समृद्ध करने, मानवों को सत्पथ 
दिखलाने और ज्ञान-दान देने वाले परम दानी हैं, समाज की विभूति 
हैं। समाज द्वारा आपके अनेकों अभिनन्दन होते रहे हैं। दो वर्ष पूर्व 
आपको एक वहद अभिनन्दन ग्रन्थ भी समपित किया गया । 


00 


धन्यवाद भाषण 
श्री प्रेमचन्द्र जैन, अध्यक्ष--श्री राजकृष्ण जैन चैरिटेवेल ट्रृष्ट; 
अहिंसा मंदिर १ दरियागंज, नई दिल्‍ली । 


“नमः श्रीव्धभानाय निर्घत कलि"त्मने, 
सालोकानां त्रिलोक्तानां यद्रिया दर्षणायते। 
माननीय डा० कोठारीजी, श्रीमती कमला वात्सायन, प्रोफेसर 
आविद हुसैन जी, डा० केवलक्ृष्ण मित्तल, डा० महेश तिवारी, डा० 
संघसेनजी एवं आगन्तुक सज्जनों ! 

मुझे आप सबका धन्यवाद करने में हर्ष होता है कि आपने 
वाराणसी नगरी से पधारे, आचाये प्रवर सिद्धान्ताचार्य पंडित केलाश- 
चन्द्रजी शास्त्री का भाषण आज २६ मार्च १६८३ और कल बड़ी 
तनन्‍्मयता से सुना व सराहा । कल के समारोह की अध्यक्षता न्यायमूर्ति 
श्री:मांगीलाल जी जैन ने करके इसमें चार चाँद लगा दिये । ये भाषण 

भारतीय पध्रर्म व अहिसा पर हुए हैं व बेजोड़ हैं । 
इससे पहले भाषण (१) माननीय डा० गोविन्दचंद्रजी पाण्डे, 
(२) महामहिम डा० दोौलतसिहजी कोठारी, (३) न्यायमूर्ति श्री टी० 
के० टुकोल भूतपूर्व कुलपति बंगलौर विश्वविद्यालय, (४) भ्रो० डा० 
बाबूरामजो सक्सेना इलाहाबाद, (५) डा० नथमलजी टांटिया जेन 
विश्व भारतो लाडनूं, (६) प्रो० टी० जी० कलघटगीजी अध्यक्ष जेन 
दश्शन व प्राकृंत विभाग मयसूर विश्वविद्यालय व (७) अब पंडितजो 
के हैं। मुझे कहते हुए यह खेद होता है कि श्री नथमलजी टांटियां व 
डा० बाबूरामजी सब्सेना ने अपने भाषण के आलेख अभी नहीं दिये। 

ओऔर बे अप्रकाशित हैं । 
इस भाषण मालाका उद्देश्य जैनधर्म के विभिष्न अंगों जैसे अहिसा, 
अनेकान्त, अपरिग्रह, शाकाहार, पूजा-पद्धति, न्याय व दश्न शास्त्र, 
इतिहास आदि पर प्रकाश डाल कर आम जनता को बताना है। मुझे 
विश्वास है कि सभी सज्जन इसकी सुगन्धि से लाभान्वित होते रहेंगे । 
में डा० कोठारी जी, स्वर्गीय डा० आदिनाथ नेमताथ उपाध्ये, 
महामहिम भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री बी० डो० जत्ती, कुलपति डा० 
आर० सी० महरोत्रा व बौद्ध दर्शन विभाग के कर्णधारों का आभारी हूं। 
जिनके प्रयत्न व सुझाव पर ये भाषण माला मेरे पिता श्री' राजकृष्ण- 
जी जैन की स्मृति में चालू हुई व सुचारु रूप से चल रही है। 
अन्त में एक बार मैं आप सबका आभार मानता हूं कि आप 
लोगों ने यहाँ परधारकर इस भाषण माला का गौरव बढ़ाया और आगे 
भी मार्ग दश्शन देते रहेंगे । ९ )< >< 


शुद्धाशुद्धि पत्र 


अशुरद्धि शुद्धि पूृ० पं 

ब्यां मा व्यां धर्मान्‌ २ भू 
झा झंखाड़ ३ २० 
गवेवणा गवेषणा (५ २० 
दृष्टियाग इष्टियाग १७, २०, २१, २३, २४ 
ब्रह्ता ब्रह्मा १६ र्‌ 
सहादर सहोदर २० २ 
हृष्ट द्ष्ट २५ 
बड़ी कड़ी र्‌८ १६ 
पु पशु से ३२ १ 
मलत: मूलतः ४ ३१ 
अगंनारायण गर्गंनारायण ३७ १९ 
विधाओं विद्याओं डघ्र्‌ १६ 
दुष्ट से दृष्टि से डद २० 
उप उन ४८ २६ 
यु युग ६० ३२ 
मर्मान्त कर्मान्त ६६ र्‌ 
शशित दश्शित ६७ दर 
हृष्ट दुष्ट दर्द २२ 
जिज्ञासा जिधांसा ष््० २० 
आहार .. आदान ६७ २५ 
मोहन्य मोहजन्य &६€ २९ 
सन मत १०८ १० 
पशुधन पशुवध १०६ ॥ 
फलस्वरू फलस्वरूप १०६ & 
असम्भव सम्भव ११४ श्श्‌ 


होने से मनोरंजन में होने से ११७ श्द 


उत्पन्न होते 
शाकाहारी 
मानस 
भावों 

यः सप्तभिः 
यावान्ह्म 
भारत 
शान्ति युद्ध 


इस बीस 
तलवार का 
मरने की तो 
हिसा 

दूसरे से 
आकर 
अहिंसा 
सीमित न 


१६३ 
उत्पन्न नहीं होते ११६ 


शाकाहार १२१ 
मानव १२३ 
भावी १२६ 
यः स सप्तत्ति श्श्श्‌ 
यहा न हा १३५ 
भारत के १३७ 
शान्ति का उपाय १४० 
युद्ध 
दस बीस १६२ 


हलवा र का सिद्धान्त १६४ 
मरने की शक्ति तो १६६ 


हिंसक १६६ 
दूसरे के १६७ 
लाकर १६५८ 
हिसा श्ध्द 
सीमित १७२ 


३० 


१० 
श्ड 
१५ 


१६ 
१€ 


र्‌्० 
१६ 
र्र 
श्रे 
१३ 


(३ 


